रजिस्ट्री सं० डी० ( डी .)-73 


REGISTERED NO . D . (D .)- 73 


- - 


- 


भारतको राजपत्र 


मन्यमेव जयते 


S. 


The Gazette of India 


. 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 10] 
No. 10] 


नई दिल्ली, शनिवार , मार्च 10, 1979/ फाल्गुन 19, 1900 
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 10 , 1979/ PHALGUNA 19 , 1900 


- 


- 


M 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 

भाग II - खण्ड 3 – उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 – Sub-Section (i) 


Aaw 


(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम 

जिनमें साधारण प्रकार के प्रादेश, उपनियम प्रादि सम्मिलित हैं 
General Statutory Rules ( including orders , bye-laws etc ., of a general character ) issued by the 
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Central 

Authorities (other than the Administrations of Union Territories ) 


मंत्रिमंडल सचिवालय 
नई दिल्ली , 23 फरवरी , 1979 


सा० का०नि० 361 -- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मत्रिमंडल सचिवालय में “ श्रेडिंग मशीन 
औपरेटर " के पद की भर्ती प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् :--- 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः - ( 1 ) इन नियमों का नाम मंत्रिमंडल सचिवालय ( श्रेडिंग मशीन औपरेटर ) भर्ती नियम, 1979 है । 

( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: - पदों की संख्या , इसका वर्गीकरण और वेतनमान वे होंगे जो संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में 
विनिर्दिष्ट हैं । 


3 . भति - प्रणाली , आयुसीमा और अन्य अर्हताएं :- उक्त पद की भर्ती प्रणाली , आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त 
अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है : 


उपर्युक्त अनुसूची के कालम 6 में निर्धारित आयु -सीमा में छूट दी जा सकती है यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और केन्द्रीय सरकार 
द्वारा समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार वर्गों से संबंधित है । 


1239 GI/78 - 1. 


( 675 ) 


676 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10, 1979 / PHALGUNA 19, 1900 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


4. निरर्हताएं : - वह व्यक्ति - - 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या , 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,--- 
सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय 
है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद है , तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्तिः ----जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह , उसके लिए जो कारण है उन्हें 
लिपिबद्ध करके , इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


6 अपवाद: - इन नियमों की किसी बात का , इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों 
तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयुसीमा की छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


अनुसूची 
मंत्रिमंडल सचिवालय में श्रेडिग मशीन औपरेटर की भर्ती के नियम 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
सख्या 


प्रवरण पद है या 
अप्रवरण पद 


सीधी भर्ती के लिए आयु- सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित 
सीमा 

शैक्षिक व अन्य योग्यताएं 


- 


5 


7 


श्रेडिंग मशीन 
ओपरेटर 


एक 


3 
सामान्य केन्द्रीय सेवा 

ग्रुप डी 


196-3-220- 
दरो० - 3 - 232 रु० 


लागू नहीं 


25 वर्ष( सरकारी कर्म - मिडिल कक्षा पास । 
चारियों के लिए श्रेडिंग मशीन के प्रयोग करने का कम 
35 वर्ष तक ) । से कम एक वर्ष का अनुभव था 

आई० आई० टी० का डिप्लोमा । 


- 


- 


क्या सीधे रूप से भर्ती परीवीक्षा की 
किए जाने वालों के अवधी 
लिए निर्धारित आयु 
व शैक्षिक योग्यतायें 
पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / 
पदांतरण द्वारा पाने वाले 
व्यक्तियों पर लागू होंगी 


भर्ती प्रणाली , अर्थात् भर्ती यदि भर्ती पदोन्नति /पदान्तरण यदि कोई विभागीय पदोन्नति भर्ती करने के लिए 
प्रोन्ननि द्वारा या प्रतिनियुति / प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी हो तो समिति हो , तो उसका गठन किन परिस्थितियों में 
स्थानान्तरण या सीधी भर्ती द्वारा किन ग्रेडों से पदोन्नति / पदान्तरण क्या है 

संघ लोक सेवा आयोग । 
की जाएगी , और विभिन्न प्रणालियों प्रतिनियुक्ति की जानी है 

से परामर्शकिया जाना 
से भरी जाने वाली रिक्तियों 
का प्रतिशत क्या होगा 


है 


8 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


सीधी भर्तीद्वारा 


लागू नहीं होता 


ग्रुप डी विभागीय पदोन्नति लागू नहीं होता 

समिति ; 
1. अवर सचिव ( प्रशा० ) 

- - अध्यक्ष 
2. अवर सचिव ( सी० ) 

- सदस्य 
3. वर्ग ख का राजपत्रित 

अधिकारी जो अधि 
मान्यतः अनुसूचित जाति 
अनुसूचित जनजाति का 

- सदस्य 
4 . अनुभाग अधिकारी , 

-- सदस्य -सचिव 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ सं० ए०-110 13/ 1/78-प्रशा० ] 

बी० आर० दुग्गल, अवर सचिव 


[ TT II 


3 ( i )1 


za 


T Tora : ATE 10 , 1979/freemu 19, 1900 


677 


CABINET SECRETARIAT 

in accordance with the orders issued from time to 

time by the Central Government. 
New Delhi, the 23rd February, 1979 

4 . Disqualification . No person 
G .S . R . 361. — In exercise of the powers conferred by the 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with a 
proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby 
makes the following rules regulating the method of recruit . 

person having a spouse living, or 
ment to the post of Shredding Machine Operator in the Cabinet 

( b ) who , having a spouse living, has entered into or con 
Secretariat, namely : 

tracted a marriage with any person , 
1 . Short title and commencement. - ( 1 ) These rules may be shall be eligible for appointment to the said post : 
called the Cabinet Secretariat (Shredding Machine Operator ) 
Recruitment Rules, 1979 . 

Provided that the Central Government may , if satisfied 

that such marriage is permissible under the personal 
( 2 ) They shall come into force on the date of their publi . 

law applicable to such person and the other party to 
cation in the Official Gazette . 

the marriage and there are other grounds for so doing , 

exempt any person from the operation of this rule . 
2 . Number of post, classification , and scale of pay . -- The 
number of the post , its classification and the scale of pay 

- 5 . Power to relax . Where the Central Government is of 
attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may , by 
Schedule hereto annexed . 

order and for reasons to be recorded in writing , relax any of 
3 . Method of recruitment, age limit and other qualifica 

the provisions of these rules with respect to any class or 
tions . The method of recruitment to the said post, age limit , 

category of persons. 
qualifications and other matters connected therewith shall be 
as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid : 

6 . Saving. -- Nothing in these rules shall affect reservations, 

relaxation of age limit and other concessions required to be 
Provided that the upper age limit prescribed in column 6 provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and 

of the said Schedule may be relaxed in case of candi other special categories of persons in accordance with the 
dates belonging to the Scheduled Castes, the Sche. orders issued by the Central Government from time to tinje 
duled Tribes and other special categories of persons in this respect. 

SCHEDULE 
Recruitment Rules for the post of Shredding Machine Operator in the Cabinet Secretariat 
Name of the post No. of Classification Scale of pay 

Whether Age limit for Educational and other qualifi 
posts 

Selection 

direct cations prescribed for direct recruits 
or non recruitment 
Selection 

post 
1 2 3 

7 
Shredding Machine 1 General Central 196 - 3 - 220 - EB Not 25 years , relaxa - Middle Class pass . At least one 
Operator 

Service 3 -232 Rs. 

applicable ble for Govern - year s experience of handling 
Group ‘ D 

ment servant Shredding Machine or possessing 
upto 35 years a diploma from Indian Institute 

of Technology . 


LAW 


6 


MN 


Whether age and Period of 
educational qua - probation 
lifications pres 
cribed for direct 
recruits will apply 
in the case of pro 
motees / deputa 
tionists /transferees 

9 
Not applicable 2 years 


Method of recruitment, In the case of recruitment If a Departmental pro - Circumstances in 
whether by direct recruit - by promotion or transfer / motion Committee exists , which U . P .S . C . is 
ment or by transfer/ depu - deputation , grades from what is its composition to be consulted 
tation and the percentage which promotion or trans 

in making rec 
to be filled by various fer /deputation to be made 

ruitment 
methods 


8 


10 


11 


12 


13 


- 


Not applicable 


1. Unders 


Direct recruitment throu - 
gh Employment Exchan 
ge . 


1. Under Secretary ( Ad- Not applicable 

ministration ) - Chairman 
2 . Branch Officer /Section 

Officer concerned i.e ., 
Incharge of the Section 
where the vacancy is 

to be filled Member 
3 . A Group B Gazetted 

Officer preferably 
belonging to Sche 
duled . Caste/ Scheduled 

Tribe - Member 
4 . Section Officer (Admi. 
nistration ) - Member 

Secretary 

[No. A . -11013 /1 / 78 -Adm .I] 
B .R . DUGGAL , Under Secy . 


678 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19, 1900 


[ PART II - SEC. 3(i)]] 


% 


विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( विधायी विभाग ) 

नई दिल्ली , 8 फरवरी , 1979 
सा० का०नि० 362 : --- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,निर्वाचन आयोग ( स्टाफ की 
भर्ती ) नियम , 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : - - 

1 . ( क ) इन नियमों का नाम निर्वाचन आयोग ( स्टाफ की भर्ती ) संशोधन नियम , 1979 है । 

( ख ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. निर्वाचन आयोग (स्टाफ की भर्ती) नियम , 1974 की अनुसूची में , सहायक के पद से सम्बद्ध मद 13 के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा , 
अर्थात् : - - 

( 1 ) सहायक के पद से सम्बद्ध मद 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : - - 


अनसूची 
( 2 ) मद 13 के सामने स्तंभ 11 में , " झाड़ कशों " शब्द के स्थान पर “सफाई वाला " शब्द रखा जाएगा । 
( 3 ) मद 33 के सामने स्तंभ 1 में , " झाडू कश " शब्द के स्थान पर , “ सफाई वाला " शब्द रखा जाएगा । 
__ 1 2 

5 
" सहायक 

45 साधारण केन्द्रीय सेवा 425- 15- 500दरो०- अचयन अभ्यर्थियों ने, जिस वर्ष किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की 
समूह ख अराज - 15- 560 - 20- 700 

परीक्षा होनी है उपाधि या समतुल्य 
पत्रित लिपिकवर्गीय दरो०- 25- 800 रु० 

उसकी 1 जनवरी 
को 20 वर्ष की 
आयु पूरी कर ली 
हो किन्तु 25 वर्ष 
की आयु पूरी न 
को हो । 


- 


- - 


10 


11 


12 


13 


% 


A 


नहीं 


2 वर्ष 


प्रोन्नति : 
प्रोन्नति द्वारा ,जिसके न हो सकने पर भारत के निर्वाचन आयोग के समह ख विभागीय प्रोन्नति सीधी भर्ती करते समय 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक समिति , जिसमें निम्न - संघ लोक सेवा 
- --50 प्रतिशत जिन्होंने उस श्रेणी में निय - लिखित होंगे : - - 

आयोग से परामर्श 
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मित आधार पर नियुक्ति के 1. उप निर्वाचन आयुक्त आवश्यक । " 
प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पश्चात 5 वर्ष सेवा कर ली ( प्रशासन ) -- अध्यक्ष 
सीधी भर्ती द्वारा - - 50 प्रतिशत है । 

2. भारत के निर्वाचन आयोग 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : के सचिव - - सदस्यगण 
केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय 

सेवा के ऐसे उच्च श्रेणी 
लिपिक , जिन्होंने उस श्रेणी 
में कम से कम 5 वर्ष निय 

मित सेवा कर ली है। 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि साधा 
रणतः तीन वर्ष से अधिक 
नहीं होगी ) 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 
(Legislative . Department) 

New Delhi, the 8th February, 1979 
G . S . R. 362 . - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules further to amend the Elec 
tion Commission ( Recruitment of Staff) Rules , 1974 , 
namely : - - 
___ 1 . ( a ) These rules may be called the Election Commission 
(Recruitment of Staff ) Amendment Rules, 1979 . 

( b ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette . 


[ फा० सं० ए०-120 11/6/ 74 -प्रशा० 1 ( एलडी)] 
2 . In the Schedule to the Election Commission (Recruit 
ment of Staff ) Rules, 1974, for item 13 relating to the 
post of Assistant, the following shall be substituted 
namely : 
( 1 ) for item 13 relating to the post of Assistant, the 
following shall be substituted , namely : - - 

SCHEDULE 
( 2 ) against item 31, Column 11 , for the word "Swee 

pers " , the word “ Safaiwala " shall be substituted . 


( 3 ) against item 33 , Column 1 , for the word "Swee 

per " , the word " Safaiwala " shall be substituted . 


679 


[ भाग II ---खण्ड 3( i)] 


भारत का राजपत्र : मार्च 10, 1979/ फाल्गुन 19, 1900 


2 


Assistant 


45 


Rs. 425- 15 - 500 - EB- 
15 - 560 - 20 - 700 - EB - 
25 - 800 


Non 
Selection 


General Central 
Service , 

Group B 
Non 
Gazetted 
Ministerial 


Candidates must Degree of a recognised University 
have attained or its equivalent 
the age of 20 
years and must 
not have attai 
ned the age of 
25 years on the 
1st January , of 
the year in 
which the exa 
mination is 
held 


- 


- 


- 


100 


11 


12 


___ 13 


No 


2 years 


By promotion failing Promotion : 

Group B Departmental Consultation 
which hy transfer on Upper Division Clerks of the Promotion Committee with the Union 
deputation - 50 % Election Commission of consists of : 

Public Service 
By direct recruitment India with 5 years service in 1 . Deputy Election Com - Commission 

through the competi the grade rendered after missioner ( Admn.) - necessary while 
tive examination held appointment thereto on a Chairman 

making direct 
by UPSC - 50 % regular basis . 

2 . Secretaries in the Elec - recruitment 
Transfer on deputa ! ion : 

tion Commission of 
Upper Division Clerks of the India - -Member 

Central Secretariat Clerical 
Service who have rendered 
not less than 5 years regular 
service in the grade . ( Period 
of deputation shall ordina 
rily not exceed three years ). 


___ [ File No. A 12011 / 6 / 74- Adm. I (LD) ] 


नई दिल्ली , 28 फरवरी , 1979 
सा० का० नि० 363 : - - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विधायी विभाग के राजभाषा 
खण्ड में समूह क पदों पर , अनुसंधान अधिकारी के पद को छोड़कर, भर्ती से संबंधित सभी विद्यमान नियमों को अधिकान्त करते हुए , विधि , न्याय और कम्पनी 
कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में समूह क पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात . - - 

___ 1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - -( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम , विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग ) राजभाषा खण्ड ( समूह 
क पद ) भर्ती नियम , 1979 है । 

( 2 ) ये 1 मार्च, 1979 को प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं . -- ( 1) इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहो,-- 

( क ) “ विधि व्यवसायी " से ऐसा अधिवक्ता या प्लीडर अभिप्रेत है जिसने उस रूप में विधि व्यवसाय किया है । 

( ख ) " अनुसूची " से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है । 
( 2 ) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, - - 
( क ) उस अवधि की संगणना करने में , जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने राज्य न्यायिक सेवा में या किसी राज्य के विधि विभाग में या केन्द्रीय सरकार 

के अधीन कोई पद धारण किया है , ऐसी अवधि सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान उसने पूर्वोक्त वर्णित कोई पद धारण किया है या विधि 

व्यवसायी रहा है । 
( ख ) उस अवधि की संगणना करने में , जिसके दौरान कोई व्यक्ति विधि व्यवसायी रहा है, ऐसी कोई अवधि सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान 

उसने राज्य न्यायिक सेवा में कोई पद धारण किया है या किसी राज्य के विधि विभाग में कोई वरिष्ठ पद धारण किया है या विधि कार्य का 

अनुभव रखने वाला केन्द्रीय सरकार का सेवक रहा है । 
3. लागू होना : - - ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लाग होंगे । 

4. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान . - - उक्त पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 
से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 

5. भर्ती की पद्धति , आयु सीमा और अन्य अर्हताएं .- - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा , अर्हताएं और उनसे संबंधित मन्य बातें वे होंगी 
जो पूर्वोक्त . अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिदष्ट हैं : 

परन्तु उन अनुसूची के स्तंभ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों और अन्य विशेष प्रवर्गों 
के व्यक्तियों के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेगी । 

6. निरर्हताएं : - - वह व्यक्ति -- 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या 


680 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19 , 1900 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; 
उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय 
है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

7. नियम शिथिल करने की शक्ति . - --जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवयक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण 
हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत , 
प्रादेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

8. व्यावृत्ति . - - इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में 
समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुमूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना 
अपेक्षित है । 


अनुसूची 


क्रम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पद का नाम पद की 

संख्या 


चयन पद सीधे भर्तीकिए जाने वाले भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अथवा अचयन व्यक्तियों के लिए आयु -सीमा शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


पद 


चयन 


1. संयुक्त सचिव 

और प्रारूपकार 
( हिन्दी शाखा ) 


साधारण केन्द्रीय सेवा 2500- 125/ 2- 2750 
समूह क राजपत्रित रु० 
अलिपिकवर्गीय 


50 वर्ष से अधिक नही आवश्यक : 
( सरकारी सेवकों के लिए ( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 

शिथिल की जा सकती है ) विद्यालय से विधि में उपाधि । 
टिप्पण : - - प्राय सीमा प्रव - ( ii ) किसी राज्य न्यायिक सेवा का 

धारित करने के लिए । कम से कम 16 वर्ष की 
निर्णायक तारीख भारत अवधि तक सदस्य रहा हो या 
में रहने वाले अभ्यर्थियों राज्य सरकार के विधि विभाग 
से ( उनसे भिन्न जो अन्द में किसी वरिष्ठ पद पर कम 
मान और निकोबार द्वीप कम 16 वर्ष तक रहा हो 
समूह तथा लक्षद्वीप में या ऐसा कोई केन्द्रीय सरकारी 
रहते हैं ) प्रावेदन प्राप्त सेवक हो जिसे विधि कार्य 
करने के लिए नियत की करने का कम से कम 16 
गई अन्तिम तारीख होगी । वर्ष का अनुभव हो या जिसे 

केन्द्रीय सरकार या राज्य सर 
कार में कानूनी प्रारूपण का 
कम से कम 16 वर्ष का 
अनुभव हो या जिसे केन्द्रीय 
राज्य सरकार के अधीन समूह 
क पद पर या किसी सम 
तुल्य पद पर कानूनों , कानूनी 
नियमों और आदेशों मादि 
का हिन्दी में अनुवाद करने 
का कम से कम 16 वर्ष का 
अनुभव हो या जो कम से 
कम 16 वर्ष तक विधि व्यव 
सायी या विधि -शिक्षक रहा 

हो । 
( iii ) हिन्दी में पर्याप्त प्रवीणता । 
टिप्पण 1 - -- अर्हताएं अन्यथा सुनहित 

अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक 
सेवा आयोग के विवेकानुसार 
शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 - - अनुभव संबंधी अर्हता 

या अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग 
के विवेकानुसार , अनुसूचित 


[ भाग II --- खण्ड 3(i )] 


भारत का राजपत्र : मार्च 10, 1979 /फाल्गुन 19, 1900 


6811 


____ 1 


2 


56 


8 


- 


- 


जातियों अथवा अनुसूचित जन 
जातियों के अभ्यर्थियों के मामलों 
में उस दशा में शिथिल की जा 
सकती है या हैं , जब चयन के 
किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 

आयोग की यह राय हो कि 
इनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों 
को भरने के लिए अपेक्षित अनु 
भव रखने वाले इन समुदायों के 
अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 
नहीं हो सकेंगे । 


वांछनीय : 
हिन्दी में विधायी प्रारूपण का अनुभव । 


e 


सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की अवधि, भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण यदि विभागीय प्रोन्नति समिति भर्ती करने में किन परि . 
वाले व्यक्तियों के लिए यदि कोई हो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां है तो उसकी संरचना स्थितियों में संघ लोक 
विहित आयु और शैक्षिक स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति स्था 

सेवा आयोग से परामर्श 
अर्हताएं प्रोन्नति की पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली नान्तरण किया जाएगा 

किया जाएगा 
दशा में लागू होगी या 

रिक्तियों की प्रतिशतता 


- 


- 


- 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हो सकने प्रोन्नति : 

समूह क विभागीय प्रोन्नति प्रत्येक अवसर परचयन , 
पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्त - विधायी विभाग के राजभाषा समिति : -- 

संघ लोक सेवा 
रण द्वारा और दोनों के न हो खण्ड की हिन्दी शाखा में ( i ) संघ लोक सेवा आयोग आयोग के परामर्ष 
सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ऐसे अपर प्रारूपकार, जिन्होंने का अध्यक्ष या सदस्य - से किया जाएगा । 

उस श्रेणी में 2 वर्षनियमित अध्यक्ष 
सेवा कर ली है या अपर ( ii ) सचिव , विधायी 
प्रारूपकार और उप प्रारूप - विभाग - - सदस्य 
कार के पदों पर, कुल 
मिलाकर , 6 वर्ष नियमित 
सेवा कर ली है । 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सर 

कारों के अधीन सदृश पद 
धारण करने वाले अधिकारी 
या ऐसे अधिकारी जो सीधी 
भर्ती द्वारा संयुक्त सचिव 

और प्रारूपकार ( हिन्दी 
शाखा ) के पद पर नियुक्ति 
के लिए पात्र हैं । 


( प्रतिनियुक्त की अवधि साधा 
रणतया 3 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी , जिसे विशेष 
परिस्थितियों में 5 वर्ष तक 
बढ़ाया जा सकेगा । 


682 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19 , 1900 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


- 


- 


- 


- 


- - 


1 


2 


3 


5 


2 


2 अपर प्रारूपकार 
( हिन्दी शाखा ) 


2 माधारण केन्द्रीय सेवा, 2000- 125/ 2- 2250 चयन 

समूह क राजपत्रित रु० 
अलिपिकवर्गीय 


50 वर्ष से अधिक नही । आवश्यक 
( सरकारी सेवको के लिए (1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 

शिथिल की जा सकती है ) विद्यालय से विधि मे उपाधि । 
टिप्पण - - आय -मीमा अव- ( 11 ) क्सिी राज्य न्यायिक सेवा 

धारित करने के लिए का कम से कम 13 वर्ष की 
निर्णायक तारीख, भारत अवधि तक सदस्य रहा हो 
मे रहने वाले अभ्यर्थियो या राज्य सरकार के विधि 
से ( उनमे भिन्न जो विभाग मे क्सिी वरिष्ठ पद 
अन्दमान और निकोबार पर कम से कम 13 वर्ष 
द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप तक रहा हो या ऐसा कोई 
मे रहते है ) आवेदन प्राप्त केन्द्रीय सरकारी सेवक हो , 
करने के लिए नियत की जिसे विधि कार्य करने का 
गई अन्तिम तारीख कम से कम 13 वर्ष का 
होगी । 

अनुभव हो या जिसे केन्द्रीय 
सरकार या राज्य सरकार 
मे कानूनी प्रारूपण का कम 
में कम 13 वर्ष का अनुभव 
हो या जिसे केन्द्रीय सरकार 
या राज्य सरकार के अधीन 
समूह क पद पर या किमी 
समतुल्य पद पर कानूनो , 
कानूनी नियमो और आदेशो 

आदि का हिन्दी में अनुवाद 
करने का कम से कम 13 
वर्ष का अनुभव हो या जो कम 
से कम 13 वर्ष तक विधि व्यव 
सायी या विधि -शिक्षक रहा हो । 


( iii ) हिन्दी मे पर्याप्त प्रवीणता । 


टिप्पण 1 - - अर्हताए, अन्यथा 

सुअर्हित अभ्यर्थियो की दशा मे 
सघ लोक सेवा आयोग के विवे 

कानुसार शिथिल की जा सकती हैं । 
टिप्पण 2 - - अनुभव सबधी अर्हता 

या अर्हताए संघ लोक सेवा आयोग 
के विवेकानुसार , अनुसूचित जातियो 
अथवा अनुसूचित जनजातियो के 
अभ्यर्थियो के मामलो मे उस दशा 
मे शिथिल की जा सकती है या 
है , जब चयन के किसी प्रक्रम पर 
सघ लोक सेवा आयोग की यह 
राय हो कि इनके लिए प्रारक्षित 
रिक्त स्थानो को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन 
समुदायो के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या 
मे उपलब्ध नहीं हो सकेगे । 


वाछनीय । 


हिन्दी मे विधायी प्रारूपण का अनु 

भव । 


- 


- 


[ भाग II --- खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च - 10, 1970 /फाल्गुन 19, 1900 


683 


- 


- 


- 


10 


12 


13 


14 


नहीं 


2 बर्ष 


प्रोन्नति : 
प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हो सकने विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड समूह क विभागीय प्रोन्नति प्रत्येक अवसर पर चयन , 
पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्त - की हिन्दी शाखा में ऐसे समिति : 

___ संघ लोक सेवा 
रण द्वारा और दोनों के न हो उप प्रारूपकार, जिन्होंने उस 1. संघ लोक सेवा आयोग आयोग के परामर्श 
सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । श्रेणी में नियमित आधार पर का अध्यक्ष या मदस्य स किया जाएगा । 

नियुक्ति के पश्चात् 3 वर्ष - - अध्यक्ष 
सेवा कर ली है । 

2. सचिव , विधायी विभाग , 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : विधि , न्याय और कम्पनी 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों कार्य मंत्रालय - - सदस्य 
के अधीन सदृश पद धारण 3. ज्येष्ठतम संयुक्त सचिव 
करने वाले अधिकारी और और विधायी परामर्शी, 
ऐसे अधिकारी जो सीधी विधायी विभाग - ~ सदस्य 
भर्ती द्वारा अपर प्रारूपकार 
( हिन्दी शाखा ) के पद पर 
नियुक्ति के लिए पात्र हैं । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि 
साधारणतया 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी , जिसे 
विशेष परिस्थितियों में 5 
वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा ) । 


- 


- 


- 


- 


mas 


- 


- 


- 


___ 1 


2 


3 


4 


8 


चयन 


3. उप प्रारूपकार 

( हिन्दी शाखा ) 


5 साधारण केन्द्रीय सेवा , 1500- 60 - 1800- 

समूह क राजपत्रित 100- 2000 रु० 
अलिपिकवर्गीय 


अधिक से अधिक 45 वर्ष आवश्यक : 
( सरकारी सेवकों के लिए ( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
शिथिल की जा सकती है ) विद्यालय से विधि में उपाधि । 
टिप्पण : आयु -सीमा अव - ( i ) किसी राज्य न्यायिक सेवा 
धारित करने के लिए का कम से कम 10 वर्ष की 
निर्णायक तारीख , भारत अवधि तक सदस्य रहा हो 
में रहने वाले अभ्यर्थियों या राज्य सरकार के विधि 
से ( उनसे भिन्न जो अन्द विभाग में किसी वरिष्ठ पद 
मान और निकोबार द्वीप पर कम से कम 10 वर्ष तक 
समूह तथा लक्षद्वीप में रहा हो या ऐसा कोई केन्द्रीय 
रहते हैं ) आवेदन प्राप्त सरकारी सेवक हो , जिसे 
करने के लिए नियत की विधि-कार्य करने का कम से कम 
गई अन्तिम तारीख होगी । 10 वर्ष का अनुभव हो या 

जिसे केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार में कानूनी 
प्रारूपण का कम से कम 10 
वर्ष का अनुभव हो या जिसे 
केन्द्रीय सरकार या राज्य 
सरकार के अधीन समूह क 
पद पर या किसी समतुल्य 
पद पर कानूनों , कानूनी 
नियमों और आदेशों का 
हिन्दी में अनुवाद करने का 
कम से कम 10 वर्ष का 
अनुभव हो या जो कम से 
कम 10 वर्ष तक विधि व्यव 
मायी या विधि -शिक्षक रहा 
हो । 


1239GI / 78 -- 2 


684 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10. 1979 /PHALGUNA 19, 1900 


[ PART II --- SEC. 3(i)] 


1 


2 


- 


- 


( iii ) हिन्दो में पर्याप्त प्रवीणता । 
टिप्पण 1 · अर्हताए, अन्यथा सहित 
अभ्यर्थियों की दशा मे सघ लोक 
सेवा आयोग के विवेकानमार 
शिथिल की जा सकती है । 


टिप्पण 2 : अनुभव मंबधी अर्हता 
या अर्हताएं सघ लोक सेवा आयोग 
के विवेकानुमार, अनसूचित 
जानियो अथवा अन सूचित जन 
जातियो के अभ्यर्थियो के मामलो 
मे उस दशा मे शिथिल की जा 
सकती हैं या जबकि चयन 
के किसी प्रक्रम पर संघ लोक 
सेवा आयोग की यह राय हो 
कि इनके लिए आरक्षित रिक्त 
स्थानो पर भरने के लिए अपेक्षित 
अनभव रखने वाले इन मम दायो 
के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में 
उपलब्ध नही हो सकेगे । 


वांछनीय : 
हिन्दी मे विधायी प्रारूप का अनभव । 


- 


- --- -- 


-.... -- 


- 


- 


- 


10 


11 


12 


13 


14 


----- 


-- ---- - 


- -- - - 


-- - -- - 


नहीं 


2 वर्ष 


ली है । 


50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ,जिसके विधायी विभाग के राजभाषा समूह क विभागीय प्रोन्नति प्रत्येक अवसर पर चयन , 
न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति खण्ड की हिन्दी शाखा में समिति : 

संघ लोक सेवा 
पर स्थानान्तरण द्वारा ; ऐसे सहायक प्रारूपकार, (i ) संघ लोक सेवा आयोग आयोग के परामर्श 
50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । जिन्होंने उस श्रेणी में निय - का अध्यक्ष या सदस्य से किया जाएगा । 

मित प्राधार पर नियुक्ति -- अध्यक्ष । 
के पश्चात् 3 वर्ष सेवा कर ( ii ) सचिव , विधायी 

विभाग , विधि , न्याय 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : और कम्पनी कार्य 
केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों मंत्रालय सदस्य 

के अधीन सदृश पद धारण ( iii ) ज्येष्ठतम संयुक्त 
करने वाले अधिकारी या सचिव और विधायी 
ऐसे अधिकारी जो सीधी परामर्शी, विधायी विभाग 
भर्ती द्वारा उप- प्रारूपकार - सदस्य । 
( हिन्दी शाखा ) के पद पर ( iv ) संयुक्त सचिव ( प्रशा 
नियुक्ति के लिए पान है । सन ) , विधायी विधाग 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि साधा . - - सदस्य 
रणतया 3 वर्ष से अधिक 
नही होगी , जिसे विशेष 
परिस्थितियो में 5 वर्ष तक 
बाढ़ाया जा सकेगा । 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( i)] 


भारत का राजपत्र : मार्च 10, 1979/फाल्गुन 19, 1900 


685 


1 


2 


3 


56 


7 


चयन 


4. उप प्रारूपकार 

( प्रादेशिक भाषा 
शाखा में पद ) 


4 साधारण केन्द्रीय सेवा , 1500- 60-1800 

समूह क राजपत्रित 100- 2000 रु० 
अलिपिकवर्गीय 


अधिक से अधिक 45 वर्ष आवश्यक 
( सरकारी सेवकों के लिए (i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 

शिथिल की जा सकती है ) विद्यालय से विधि में उपाधि । 
टिप्पण : आयु सीमा अव- (ii ) किसी राज्य न्यायिक सेवा का 

धारित करने के लिए कम से कम 10 वर्ष की 
निर्णायक तारीख , भारत अवधि तक सदस्य रहा हो 
में रहने वाले अभ्यर्थियों या राज्य सरकार के विधि 
से ( उनसे भिन्न जो अन्द विभाग में किसी वरिष्ठ पर 
मान और निकोबार द्वीप पर कम से कम 10 वर्ष तक 
समूह तथा लक्षद्वीप में रहा हो या ऐसा कोई केन्द्रीय 
रहते हैं ) आवेदन प्राप्त सरकारी सेवक हो जिसे 
करने के लिए नियत की विधि -कार्य करने का कम से 
गई अंतिम तारीख होगी । कम 10 वर्ष का अनुभव हो या 

जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य 
सरकार में कानूनी प्रारूपण का 
कम से कम 10 वर्ष का अनुभव 
हो या जिसे केन्द्रीय सरकार या 

राज्य सरकार के अधीन समूह 
क पद पर या किसी समतुल्य 
पद पर कानूनों , कानूनी 
नियमों और आदेशों आदि 
का संबद्ध प्रादेशिक भाषा में 
अनुवाद करने का कम से कम 
10 वर्ष का अनुभव हो या 
या जो कम से कम 10 वर्ष 
तक विधि -व्यवसायी या विधि 

शिक्षक रहा हो । 
( iii ) सम्बद्ध प्रादेशिक भाषा में पर्याप्त 

प्रवीणता । 
टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित 

प्रभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक 
सेवा आयोग के विवेकानुसार 
शिथिल की जा सकती हैं । 
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता 

या अर्हताएं संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेकानुसार , अनु 
सूचित जातियों अथवा अनु 
सूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों 
के मामलों में उस दशा में 
शिथिल की जा सकती है या 
हैं , जबकि चयन के किसी 
प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग 
की यह राय हो कि इनके लिए 
पारक्षित रिक्त स्थानों को भरने 
के लिए अपेक्षित अनुभव रखने 
वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी 
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं 

हो सकेंगे । 
वांछनीय : 
सम्बद्ध प्रादेशिक भाषा में विधायी 

प्रारूपण का अनुभव । 
टिप्पण : प्रादेशिक भाषा, भर्ती के 

समय उल्लिखित की जाएगी । 


686 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10, 1979 / PHALGUNA 19, 1900 


[ PART II - SEC . 3 (i)] 


- - - - - 


- 


___ 10 


11 


12 


13 


14 


- 


- - -- - - - - - - - 


_ 


- - - - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


नहीं 


2 वर्ष 


प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हो सकने प्रोन्नति . 

समूह क विभागीय प्रोन्नति प्रत्येक अवसर पर चयन , 
पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्त - विधायी विभाग के राजभाषा समिति :- - 

मंत्र लोक सेवा 
रण द्वारा और दोनों के न हो खंड की प्रादेशिक भाषा (i ) संघ लोक सेवा आयोग आयोग के परामर्श 
सकने पर सीधी भर्तीद्वारा । शाखा में ऐसे सहायक प्रारूप -- का अध्यक्ष या मदस्य में किया जाएगा । 

कार, जिन्होंने उस श्रेणी में -- - अध्यक्ष , 
नियमित आधार पर नियुक्ति ( ii ) सचिव , विधायी 
के पश्चात् 3 वर्ष सेवा कर विभाग, विधि , न्याय 
ली है । 

और कम्पनी कार्य 
टिप्पण : सहायक प्रारूपकार की मंत्रालय ---सदस्य , 

श्रेणी में अनुमोदित सेवा की (iii ) ज्येष्ठतम संयुक्त सचिव 
गणना करने के लिए , और विधायी परामर्शी, 
विधायी विभाग के भूतपूर्व विभाग - सदस्य 
राजभाषा (विधायी ) आयोग ( iv ) संयुक्त सचिव ( प्रशा 
में अनुसंधान अधिकारी के • सन ) , विधायी विभाग 
पद पर की गई सेवा को , 
उस आयोग मे सहायक 
प्रारूपकार के पद पर की 
गई सेवा के रूप में गणना 
में लिया जाएगा । किन्तु 
गणना के लिए अनुपात 

3: 2 होगा । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सर 
कारों के अधीन सदृश पद 
धारण करने वाले अधिकारी 
या ऐसे अधिकारी जो सीधी 
भर्ती द्वारा उप -प्रारूपकार 
( प्रादेशिक भाषा शाखा ) 
के पद पर नियुक्ति के लिए 
पात्र हैं । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि 
साधारणतया 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी , जिसे 
विशेष परिस्थितियों में 
5 वर्ष तक बढ़ाया जा 
सकेगा । ) 

- --- - -- -- - - -- - - - - - - - - -- . . . . . . - - - - - -. 


- - - - - --- -- .. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


--------- - - - .. - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


12 
5. सहायक प्रारूपकार 

( हिन्दी शाखा ) 


56 

8 
7 साधारण केन्द्रीय सेवा 1200- 50- 1600 रु० चयन 

40 वर्ष से अधिक नहीं आवश्यक . 
समूह क राजपवित 

( सरकारी सेवकों के (i ) किमी मान्यताप्राप्त विश्व 
प्रलिपिकवर्गीय 

लिए शिथिल की जा विद्यालय से विधि मे उपाधि । 
मकती है ) 

( 11 ) किमी राज्य न्यायिक सेवा का 
टिप्पण : प्रायु सीमा अवधारित कम से कम 7 वर्ष की अवधि तक 

करने के लिएनिर्णायक सदस्य रहा हो या राज्य सरकार 
तारीख , भारत में रहने के विधि विभाग में किमी वरिष्ठ 
बाले अभ्यर्थियों में पद पर कम से कम 7 वर्ष तक 
( उनसे भिन्न जो अन्द रहा हो या ऐसा कोई केन्द्रीय 
मान और निकोबार मरकारी सेवक हो , जिसे विधि 
द्वीप समूह तथा कार्य करने का कम से कम 
लक्षद्वीप में रहते है ) 7 वर्ष का अनुभव हो या जिसे 
आवेदन प्राप्त करने केन्द्रीय सरकार या राज्य सर 
के लिए नियत की कार मे कानूनी प्रारूपण का 
गई अन्तिम तारीख कम से कम 7 वर्ष का 
होगी । 

अनुभव हो या जिसे केन्द्रीय 


- - 


- - 


- 


687 

- 


[ भाग II -- खण्ड 3 (i)] 
- - - - - - - - - - - 

1 


भारत का राजपत्र : मार्च 10, 1979/ फाल्गुन 19, 1900 
- -- - - - -- -- -- - -- - - - - - - 

- - - - - - - - -- -- - - - - -- - - -- 
3 

56 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - - - - - - - -- - - - 
2 


8 


____ _ _ ... 


- 


- 


- - - 


_ - ... - 


मरकार के अधीन समूह क 
पद पर या किसी समतुल्य 
पद पर कानूनो , कानूनी नियमो 
और आदेशो का हिन्दी मे 
अनुवाद करने का कम से 
कम 7 वर्ष का अनुभव हो 
या जो कम से कम 7 वर्ष 
तक विधि व्यवसायी या 

विधि -शिक्षक रहा हो । 
( iii ) हिन्दी मे पर्याप्त प्रवीणता । 
टिप्पण 1 : अर्हताएं , अन्यथा सुअहित 

अभ्यर्थियो की दशा में संघ 
लोक सेवा आयोग के विवेका 
नुसार शिथिल की जा सकती 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- -- 


- - - - - - - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


-- - 


- 


- - 


9 


___ 10 


टिप्पण 2 . अनुभव सबंधी अर्हता 

सघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार , अनुसूचित 
जातियों अथवा अनुसूचित 
जनजातियों के अभ्यर्थियों के 
मामलो में उस दशा में 
शिथिल की जा सकती है 
या है , जबकि चयन 
के किसी प्रक्रम पर 
संघ लोक सेवा आयोग की 
यह राय हो कि इनके लिए 
प्रारक्षित रिक्त स्थानो को 
भरने के लिए अनुभव रखने 
वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी 
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 

नही हो सकेगे । 
वांछनीय : 
हिन्दी में विधायी प्रारूपण का 

अनुभव । 
- - - - -- 
12 13 

14 
(i ) 30 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा , प्रोन्नति : 

ममूह क विभागीय प्रोन्नति प्रत्येक अवसर पर 
( ii ) 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति विधायी विभाग के राजभाषा खंड ममिति : 

चयन , सघ लोक 
पर स्थानान्तरण द्वाग , जिसके की हिन्दी शाखा में ऐसा (i ) सघ लोक सेवा आयोग सेवा आयोग के 
न हो सकने पर सीधी भर्ती अधीक्षक ( अनुवाद ) , जिसने का अध्यक्ष या सदस्य परामर्श से किया 
द्वारा , उस श्रेणी में नियमित आधार 

-- - अध्यक्ष जाएगा । 
( iii ) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती पर नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष ( ii ) सचिव , विधायी 
द्वारा सेवा कर ली है । 

विभाग , विधि , न्याय 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण - और कम्पनी कार्य मत्रा 
केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारो लय - सदस्य 

के अधीन सदृश पद धारण ( iii ) ज्येष्ठतम संयुक्त सचिव 
करने वाले अधिकारी या ऐसे और विधायी परामर्शी, 
अधिकारी जो सीधी भर्ती विधायी विभाग -- सदस्य 
द्वारा सहायक प्रारूपकार 
( हिन्दी शाखा ) के पद पर ( iv ) संयुक्त सचिव 
नियुक्ति के लिए पात्र है । ( प्रशासन ) , विधायी 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि विभाग - - सदस्य 
साधारणतया 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी , जिसे विशेष 
परिस्थितियों में 5 वर्ष तक 
बढ़ाया जा सकेगा ) । 


11 


2 वर्ष 


आयु : नहीं 
शैक्षिक अर्हताएं : हा 


688 


____ THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10, 1979 /PHALGUNA 19, 1900 


[ PART II - SEC. 3(i)] 

-- - -- --- - - - -- --- - -- - ---- -- 


-- - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - -- - - 


- 


-- - 


- -- - 


- - -- - - - -- 


. 


- 


1 2 3 
6 . सहायक प्रारूपकार 8 
( प्रादेशिक भापा 
शाखा ) 


1200 - 50 - 1600 रु० लागू नहीं होता 


4 
माधारण केन्द्रीय सेवा 

ममूह क गज 
पत्रित अलिपिक 
वर्गीय 


8 

---- -- - - - - --- 
40 वर्ष से अधिक नहीं आवश्यक : 

( मरकारी सेवकों ( i ) किमी मान्यता प्राप्त विश्व 
के लिए शिथिल की विद्यालय से विधि में उपाधि । 

जा सकती है ) ( ii ) किसी राज्य न्यायिक सेवा का 
टिप्पण : आयु सीमा कम से कम 7 वर्ष की 

अवधारित करने अवधि तक मदस्य रहा हो 
के लिए निर्णायक या राज्य सरकार के विधि 
तारीख, भारत में विभाग में किसी वरिष्ठ 
रहने वाले अभ्य पद पर कम से कम 7 वर्ष 
थियों से ( उनसे तक रहा हो या ऐसा कोई 
भिन्न जो अन्दमान केन्द्रीय सरकारी सेवक हो , 

और निकोबार जिसे विधि कार्य करने का 
द्वीप समूह तथा कम से कम 7 वर्ष का 
लक्षद्वीप में रहते है ) अनुभव हो या जिसे केन्द्रीय 
आवेदन प्राप्त करने सरकार या राज्य सरकार में 
के लिए नियत की कानूनी प्रारूपण का कम से 
गई मन्तिम तारीख कम 7 वर्ष का अनुभव हा 
होगी । 

या जिसे केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अधीन 
ममूह क पद पर या किसी 
ममतुल्य पद पर कानूनों , 
कानूनी नियमों और आदेशों 

आदि का सम्बद्ध प्रादेशिक 
भाषा में अनुवाद करने का 
कम से कम 7 वर्ष का अनु 
भव हो या जो कम से कम 
7 वर्ष तक विधि -व्यवसाय 

या विधि -शिक्षक रहा हो । 
( iii ) सम्बद्ध प्रादेशिक भाषा में 

पर्याप्त प्रवीणता । 
टिप्पण 1. अर्हताएं , अन्यथा सुग्रहित 

अभ्यर्थियों की दशा में संघ 
लोक सेवा आयोग के बिवेका 

नुसार शिथिल की जा सकती हैं । 
टिप्पण 2 अनुभव संबंधी अर्हता 

या अर्हताएं , संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेकानुसार , मनु 
सूचित जातियों अथबा अनु 
मूचित जनजातियों के अभ्य 
थियों के मामलों में उस 
दशा में शिथिल की जा सकती 
है या है , जबकि चयन के 
किसी प्रक्रम पर संघ लोक 
सेवा प्रायोग की यह राय हो 
कि इनके लिए आरक्षित 
रिक्त स्थानों को भरने के 
लिए अपेक्षित अनुभव रखने 
वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी 
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 

नहीं हो सकेंगे । 
वांछनीय : 
सम्बद्ध प्रादेशिक भाषा में विधायी 

प्रारूपण का अनुभव । 
टिप्पण : 
प्रादेशिक , भाषा, भर्ती के समय 

उल्लिखित की जाएगी । 


wton - mon 


[ 


[I --UE 3 (i)] 


54777 For 77499 : ATE 10, 1979Freta 19, 1900 


689 


9 


10 


11 


- 


13 


14 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


12 

- -- 
75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : ( केवल सीधी भर्तीकिए गए प्रत्येक अवसर पर 
25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों व्यक्ति के पुष्टिकरण पर चयन , संघ लोक 
स्थानान्तरण द्वारा , जिसके न के अधीन सदृश पद धारण विचार करने के लिए ) सेवा आयोग के 
हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा करने वाले अधिकारी या समूह क विभागीय परामर्श से किया 
ऐसे अधिकारी, जो सहायक प्रोन्नति समिति : 

TTTTTT ! 
पारूपकार ( प्रादेशिक भाषा ) ( i ) सचिव , विधायी 
के पद पर सीधी भर्ती द्वारा विभाग अध्यक्ष 
नियुक्ति के पात्र हैं । ( ii ) ज्येष्ठतम संयुक्त 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सचिव और विधायी 
साधारणतया 3 वर्ष से अधिक परामर्शी, विधायी 
नही होगी , जिसे विशेष परि विभाग - - सदस्य 
स्थितियों में 5 वर्ष तक ( iii ) संयुक्त सचिव 
बढ़ाया जा सकेगा ) 

( प्रशासन ) विधायी 
विभाग - सदस्य 


- 


[sto ( - 120 11/4/76-HETTO 1 ( fao fao) ] 


4 . Number , classification and scales of pay . - -- The number 
of posts , their classification and the scales of pay attached 
thereto , shall be as specified in columns 3 to 5 of the said 
Schedule . 


G . S . R . 363 .--- In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution and in superses 
sion of all the existing rules relating to recruitment to 
Group ‘ A ’ posts in the Official Languages Wing of the 
Legislative Department, other than the post of Research 
Officer, the President hereby makes the following rules regulat 
ing the method of recruitment to Group A posts in the 
Official Languages Wing of the Legislative Department, 
Ministry of Law , Justice and Company Affairs , namely : 


5 . Method of recruitment, age limits and other qualifica 
tions. — The method of recruitment, age -limits , qualifica 
tions and other matters connected therewith shall be as 
specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid ; 


1. Short title and commencement.- - ( 1 ) These rules may 
be called the Ministry of Law , Justice and Company 
Affairs ( Legislative Department ), Official Languages Wing , 
(Group A Posts ) Recruitment Rules, 1979. 


Provided that the upper age -limit specified in column 7 
of the said Schedule may be relaxed in the case of candi 
dates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled 
Tribes and other special categories of persons in accordance 
with the orders issued by the Central Government from 
time to time. 


6 . Disqualifications. — No person 


(2 ) They shall come into force on the 1st day of March , 
1979. 

2 . Definitions. - (1 ) In these rules . unless the context 
otherwise requires, 
( a ) “ legal practitioner" means an advocate or a 

pleader who has practised as such ; 
(b ) " Schedule” means the Schedule to these rules. 


(a ) who has entered into or contracted a marriage 

with a person having a spouse living, or 


( 2 ) For the purpose of these rules 


(b ) who , having a spouse living , has entered into or 

contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the said posts; 

Provided that the Central Government may , if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage , 
and there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule. 


( a ) in computing the period during which a person has 

held any office in the State Judicial Service or in 
the Legal Department of a State or under the 
Central Government, there shall be included any 
period during which he has held any of the afore 
mentioned offices or any period during which he 
has been a legal practitioner . 


7 . Power to relax.---Where the Central Government is of 
the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may , by order and , for reasons to be recorded in writing , 
and after consultation with the Union Public Service Com 
mission relax any of the provisions of these rules with respect 
to any class or category of persons or posts . 


(b ) in computing the period during which a person 

has been a legal practitioner, there shall be in 
cluded any period during which he has held any 
office in the State Judicial Service or has held a 
superior post in the Legal Department of a State 
or has been a Central Government servant having 
experience in legal affairs . 


8. Saving .-- Nothing in these rules shall affect reserva 
tions and other concessions required to be provided for 
candidates belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled 
Tribes and other special categories of persons in accordance 
with the orders issued by the Central Government from 
time to time in this regard . 


3 . Application . — These rules shall apply to the posts speci 
fied in column 2 of the Schedule annexed hereto . 


690 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19 , 1900 


(PART I 


SEC . 3 ( 1) ] 


WA 


- * * " 


- 


= 


- * ** * 


S 


- - - 


- 


Scale of pay 


S . Nam of posts No. of Classification 
No. 

posts 


SCDHEULE 

Whether 
Selection 
post or 
non 
selection 


Age limit for 
direct recruits 


Educational and other qualifica 
tions required for direct recruits 


post 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


www 


. 


- 


- 


I - 


- - - - -- - - 


- 


. 


* * 


. 


- - 


8 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - -- 


- - - - 


Selection . 


1 . Joint Secretary 
and Draftsman 
(Hindi Branch ). 


General Central Rs. 2500 - 125 /2 -2750 
Service 
Grouup A 
Gazetted 
Non -Ministerial 


Not exceeding Essential : 
50 years 

(i) Degree in law of a recognised 
(Relaxable for University or equivalent. 
Government (ii) Should have been a member 
servants ). 

of a State Judicial Service for 
Note : The cru a period of not less than 16 

cial date for years or should have held a 
determining 

superior post in the legal 
the age limit department of a State Govern . 
shall be the ment for a period of not less 
closing date for than 16 years or should be 
receipt of ap a Central Government ser 
plications from vant who has experience in 
candidates in legal affairs for not less than 
India (other 16 years or should have 
than those in experience of statutory draf 
Andaman and ting in the Central or State 
Nicobar islands Governments for not less 
and Lakshad than 16 years or should have 
weep ) . 

experience of translation into 
Hindi of statutes , statutory 
rules and orders in the Central 
of State Governments in a 
Group A post or equivalent 
posts for not less than 16 
years or should have been a 
legal practitioner or a teacher 
of law for not less than 16 
years . 


( iii ) Adequate 

Hindi. 


proficiency 


in 


Note 1 . Qualifications are relaxable 

at the discretion of the Union 
Public Service Commission in 
case of candidates otherwise 

well qualified . 
Note : The qualification (s ) 

regarding experience is or are 
relaxable at the discretion of 
the Union Public Service Com 
mission in the case of candida 
tes belonging to scheduled cas 
tes and scheduled tribes if , 
at any stage of selection , the 
Union Public Service Commis 
sion is of the opinion that 
sufficient number of candidates 
from these communities pos 
sessing the requisite experience 
are not likely to be available to 
fill up the vacancies reserved 

for them . 
Desirable : 


Experience in legislative drafting 

in Hindi. 


- 


- - - - 


- - 


[99TT II- - O 


3 ( )] 


HTCGT FT 77742 FT 10 , 1979/ eTa 19, 1900 


691 


. 


R 


OMA 


w 


Whether age and Period of 
educational quali- probation , 
fications prescri- if any 
bed for direct 
recruits will apply 
in the case of 
promotees 


Method of recruitment, In case of recruitment by pro - If a Departmental Pro . Circumstances 
whether by direct recruit - motion or deputation or motion Committee exists , in which Union 
ment or hy promotion or transfer, grades from which what is its composition Public Service 
by deputation or transfer promotion or deputation or 

Commission is 
and percentage of the transfer to be made 

to be consulted 
vacancies to be filled by 

in making recrui 
various methods 

tment 


10 


12 


13 


14 


No 


2 years 


By promotion failing Promotion : 

Group A Departmental Selection on 
which by transfer on Additional Draftsman in the Promotion Committee . each occasion 
deputation and failing Hindi Branch of the Official ( i) Chairman or Mem - shall be made 
both by direct recruit Languages Wing, Legisla b er, Union Public in consultation 
ment, 

tive Department with 2 Service Commission -- with the Union 
years regular service in the Chại man . 

Public Service 
grade or a totalperiod of 6 (ii) Secretary, Legisla - Commission . 
years regular service in the lative Department 
posts of Additional Dra - Member 
ftsman and Deputy Drafts 
man combined together . 
Transfer on deputation : 
Officers under the Central or 

State Governments holding 
analogous posts or eligible 
for appointment to the post 
of Joint Secretary and Dra 
ftsman (Hindi Branch ) by 

Direct recruitment . 
(Period of deputation shall 

ordinarily not exceed 3 
years which may , in special 
circumstances be extended 
to 5 years) . 


NA 


4 


12 
2 . Additional 

Draftsman 
(Hindi Branch ). 


Ā 

5 6 
2 General Central Rs. 2000- 125 /2 -2250 . Selection 

Service 
Group A 
Gazetted 
Non -Ministerial, 


Not exceeding 

50 years ( relax - 
able for Go - 
vernment 
servants ). 
Note : The cru 
cial date for de 
termining the 
age limit shall 
be the closing 
date for receipt 
of applications 
from candida 
tes in India 
(other than 
those in Anda 
man and Nico 
bar Islands and 
Lakshadweep ) . 


Essential : 
(i) Degree in law of a recognised 

University or equivalent. 
(ii) Should have been a member 

of a State Judicial Service 
for a period of not less than 
13 years , or should have 
held a superior post in the 
Legal Department of a State 
Government for a period of 
not less than 13 years or 
should be a Central Govern 
ment servant who has had 
experience in legal affairs 
for not less than 13 years or 
should have experience of 
statutory drafting in the 
Central or State Government 
for not less ihan 13 years 
or should have experience of 
translation into Hindi of 
statutes , statutory rules and 
orders in the Central or 
State Government in a Group 
A post or equivalent posts 
for not less than 13 years or 
should have been a legal 
practitioner or a teacher of 
law for not less than 13 
years . 


1239 /G178 - 3 


TTT 


692 


THE GAZEITE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19 , 1900 


( PART 11 -- SEC . 3 (0) | 


111 


- - - - 


- 


- 


5 


6 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- - - - - 


- - - - - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


(iii) Adequate proficiency in 

Hindi, 
Note : 1 Qualifications are relax 

able at the discretion of the 
Union Public Service Com 
mission in the case of candi 

dates otherwise well qualified . 
Note 2 : The qualification (s) 

regarding experience is or relax 
able at the discretion of the 
Union Public Service Commis 
sion in the case of candidates 
belonging to Scheduled castes 
and Scheduled Tribes if, at any 
stage of selection , the Union 
Public Service Commission 
is of the opinion that sufficient 
number of candidates from these 
communities possessing the re 
quisite experience are not likely 
to be available to fill up the 

vacancies reserved for them . 
Desirable : 
Experience of legislative drafting 

in Hindi. 


- 


- - 


- - - - 


SAN 


10 


9 
- - - - 

No 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


2 years 


11 12 

13 

14 
By promotion failing Promotion : 

Group A Departmental Selection in 
which by Transfer on Deputy Draftsman in the Promotion Committee each occasion 
deputation and failing Hindi Branch of the Official] . Chairman or Member, shall be made 
bot by direct recruit Languages Wing , Legisla - Union Public Service in consultation 
ment. five Department with 3 Commission 

with the Union 
years service in the grade Chairman , 

Public Service 
rendered afte : appointment 2 . Secretary , Legislative Commission , 
thereto on a regular basis . Department ,Ministry 
Transfer on deputation : of Law , Justice & 
Officers under the Central Company Affairs.--- - 

or State Governments hol - Member . 
ding analogous posts or 3 . The seniormost Joint 
eligible for appointment to Secretray and Legisla 
the posts of Additional live Department 
Draftsman (Hindi Branch ) Member 

by direct recruitment. 
( Period of deputation shall 

ordinarily not exceed 3 
years which may , in special 
circumstances , be extended 
to 5 years .) 


-- - - - 


- 


- - - 


- 


-- - - -- -- - - - - - - - 


- - - 


- 


— 


- 
- 


- - - - - - - - - -- - - - - 
- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- - - 


- - -- - 


- 


1 


2 


3 


5 


6 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


3 . Deputy Drafts 

man (Hindi 
Branch ) . 


General Central Rs. 1500 -60 - 1800 - 100 - Selection . 
Service Group 2000 . 
A Gazetted 
Non -Ministerial 


Not exceeding 
35 years ( Re- 
laxable for GO - 
vernment ser 
vants ) . 
Note : The cru 
cial date for 
determining the 
age limit shall 
be the closing 
date for receipt 
of applications 
from candidates 
in India (other 
than those in 
Andaman and 
Nicobar Islands 
and Laksha 
deep ). 


Essential : 
(i) Degree in Law of a recog 

Nised University O que 
valent. 
Should have been a member 
of a State Judicial Service 
for a period of not less 
than 10 years or should have 
held a superior posts in the 
Legal Department of a 
State Government for a 
period of not less than 10 
years or should be a Central 
Government servant who 
has had experience in legal 
affairs for not less than 
10 years or should have 
experience of statutory draf 
ting in the Central or State 


STREET OIT TETTE : ATE 10 , 1979/freTa 19, 1900 


693 


[*Try II -- QUE 3 (i)] 
1 2 


3 


4 


5 


6 


Government for not less 
than 10 years or should 
have experience of trans 
lation into Hindi of statu 
tes, statutory rules and 
orders in a Group A 
post or equivalent posts 
in the Central or State 
Government for not less 
than 10 years or should 
have been a legal prac 
titioner or a teacher of law 

for not less than 10 years . 
(iii ) Adequate proficiency in 

Hindi. 
Note 1 : Qualifications are re 

laxable at the discretion of 
the Union Public Service Com 
mission in case of candi 
dates otherwise well quali 

fied . 
Note 2 : The qualification (s ) 

regarding experience is or 
are relaxable at the discretion 
of the Union Public Service 
Commission in the case of 
candidates belonging to 
Scheduled Castes and Sche 
duled Tribes if , at any stage 
of selection , the Union Public 
Service Commission is of the 
opinion that sufficient number 
of candidates from these com 
munities possessing the re 
quisite experience are not 
likely to be available to fill 
up the vacancies reserved for 

them . 
Desirable : 
Experience of legislative drafting 

in Hindi. 


- -- - - - 


- 


10 


11 


- 


13 


9 


14 


No . 


2 years . 


50 % by promotion fail- Promotion : 

Group ‘ A ’ Departmental Selection on 
ing which by trans- Assistant Draftsman in the Promotion Committee : each occasion 
fer on deputation ; Hindi Branch of the Offi - (i) Chairman or Mem - shall be made 
50 % by direct recruit cial Languages Wing, Le - ber, Union Public in consulta 
ment. 

gislative Department with Service Commis - tion with the 
3 years service in the sion - Chairman . Union Public 
grade rendered after ap - ( ii ) Secretary , Legisla - Service Com 
pointment thereto on regu tive Department, mission . 
lar basis . 

Ministry of Law , 
Transfer on deputation : 

Justice and Com 
Officer under the Central pany Affairs - Mem 

or State Government 
holding analogous posts ( iii) The senior -most 
are eligible for appoint Joint Secretary and 
ment to the post of Depu Legislative Counsel, 
ty Draftsman (Hindi Legislative Depart 

Branch ) by direct recruit ment- Member. 
· ment. 

( iv ) Joint Secretary 
(Period of deputation shall (Administration ) , 

ordinarily not exceed 3 Legislative Depart 
years which may, in spe ment - Member . 
cial circumstances, De 
extended to 5 years ). 


ber . 


- 


- - 


- 


694 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 / PHALGUNA 19 , 1900 


[ PART II -- Sec . 3(1)] 


NM 


3 


1 2 
4 . Deputy 

Draftsman 
(Posts in the 
regional lan 
guage Branch ). 


4 

5 
General Central Rs.1500-60- 1800 -100- Selection . 
Service Group 2000 . 
A Gazetted 
Non -Ministerial 


Not exceeding 
45 years (Re- 
laxable for Go - 
vernment ser 
vants . 
Note : The 
crucial date for 
determining the 
age lirnit shall 
be the closing 
date for receipt 
of applications 
from candidates 
in India (other 
than those in 
Andaman and 
Nicobar Islands 
and Laksha 
dweep ) . 


Essential : 
(i ) Degree in law of a recog 

nised University or equi 

valent. 
( ii ) Should have been a member 

of a State Judicial Service 
for a period of not less 
than 10 years , or should 
have held a superior post 
in the legal Department of a 
State Government for a 
period of not less than 
10 years or should be a 
Central Government servant 
who has had experience in 
legal affairs for not less 
than 10 years or should 
have experience of statu 
tory drafting in the Cer 
tral or State Government 
for not less than 10 years 
or should have experience 
of translation into the 
regional language concerned 
of statutes , statutory rules 
and orders in the Central 
or State Government in a 
Group A post or equi 
valent posts for not less 
than 10 years or should 
have been a legal practiti 
tioner or a teacher of law 
for a period of not less than 

10 years . 
( iii) Adequate proficiency in the 

regional language concerned . 
Note 1 : Qualifications are re 
laxable at the discretion of the 
the Union Public Service 
Commission in case of candi 

dates otherwise well qualified . 
Note 2 : The qualification (s) 

regarding experience is or are 
relaxable at the discretion of 
Union Public Service Commis 
sion in the case of candidates 
belonging to scheduled castes 
and scheduled tribes if , at 
any stage of selection , the 
Union Public Service Commis 
sion is of the opinion that 
sufficient number of candidates 
from these communities posses 
sing the requisite experience 
are not likely to be available 
to fill up the vacancies reserved 

for them . 
Desirable : 

Experience of legislative 
drafting in the regional language 

concerned , 
Note : 

The regional language will be 
mentioned at the time of 
recruitment. 


- 


[ATT II - -as 3 (i) ] 


97770 FT TTENTE : HT * 10, 1979/ 16 TT 19 , 1900 


695 


10 


11 


12 


13 


14 


No 


2 years 


By promotion failing Promotion : 

Group ‘ A ’ Departmental Selection on 
which by transfer on Assistant Draftsman in Promotion Committee . each occa 
deputation and failing the regional languages (i) Chairman or Membersion shall 
both by direct recruit Branch concerned of Official of Union Public Ser - be made in 
ment 

Languages Wing , Legis vice Commission consultation 
lative Department with 3 

Chairman with the Union 
years service in the grade (ii) Secretary, Legis Public Service 
rendered after appointment lative Department Commission . 
thereto on a regular basis . 

- Member . 
Note : Service rendered in ( iii ) Seniormost Joint Sec 

the post of Research Officer retary and Legis 
in the erstwhile Official lative Counsel , Legis 
language (Legislative ) lative Department 
Commission Legislative 

- Member 
Department, will count as ( iv ) Joint Secreatary, (Ad 
service rendered in the post ministration ). Legis 
of Assistant Draftsman in lative Department 
that Commission , for the 

- Member 
purpose of counting ap 
proved service in the grade 
of Assistant Draftsman in 

the ratio of 3 : 2 . 
Transfer on deputation : 

Officers under the Central 
or State Governments hold 
ing analogous posts or eligi 
ble for appointment to the 
post of Deputy Draftsman 
(Regional Languages Branch ) 
by direct recruitment. 
( Period of deputation shall 

ordinarily not exceed 3 
years, which may in special 
circumstances , be extended 
to 5 years). 


WA 


MA 


8 


VE 


7 


Selection 


1 - 2 - - - - - 3 - - -- 
5 . Assistant 

General Central Rs.1200 -50- 1600 
Draftsman 

Service 
(Hindi Branch ) 

Group A 
Gazetted 
Non -Ministerial 


Not exceeding 

40 years 
(Relaxable for 
Government 
servants ). 
Note : The cru 
cial date for 
determining the 
age limit shall 
be the closing 
date for receipt 
of applications 
from candi 
dates in India 
( other than 
those in Anda 
man and Nico 
bar Islands and 
Lakshadweep ) . 


Essential : 
(i) Degree in law of a recognised 

University or equivalent. 
( ii ) Should have been a member 

of a State Judicial Service for 
a period of not less than 7 
years or should have held a 
suxerior legal post in the 
legal department of a State 
Government for not less than 
7 years or should be a Central 
Government servant who has 
had experience in legal affairs 
for not less than 7 years or 
should have experience in 
statutory drafting in the 
Central or State Government 
for not less than 7 years or 
should have experience of 
translation into Hindi of 
statutes , statutory rules and 
orders in the Central or 
State Government in a 
Group A post or equivalent 
posts for not less than 7 years, 
or should have been a legal 
practitioner or a teacher of 
law for not less than 7 years. 


TUVA 


AMU 


696 


- - - 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19 , 1900 

[PART II-- - SEC . 3 (i) ) 
- - -- - = - - - -- --- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -- - - - -- -- --- - -- - - --- - -- - - - -- - - - -- - - 
3 4 5 6 

7 

8 


1 


2 


( iii ) Adequate proficiency in 

Hindi. 
Note 1 : Jualifications are relax 

able at the discretion of the 
Union Public Service Commis 
sion in case of candidates other 

wise qualified . 
Note 2 : The qualification (s) re 

garding experience or are relax 
able at the discretion of the 
Union Public Service Commis 
sion in the case of candidates 
belonging to Scheduled castes 
and Scheduled Tribes if , at any 
stage of selection , the Union 
Public Service Commission is of 
the opinion that sufficient num 
ber of candidates from these 
communities possessing the 
requisite experience are not 
likely to be available to fill up 

the vacancies reserved for them . 
Desirable : 
Experience of legislative drafting 

in Hindi: 


g 


10 


11 


12 


13 


14 


2 years 


Age : No 
Educational quali 

fication : Yes 


(i) By promotion - - 30 % Promotion : 

Group ‘ A ’ Departmental Selection on 
( ii ) By transfer on depu - Superintendent (Translation ) Promotion Committee : each occasion 

tation failing which by in the Hindi Branch of the (i) Chairman or Mem - shall be made 
direct recruitment - 20 % Official Languages Wing , ber , Union Public in consultation 
(iii ) By direct recruit- Legislative Department with Service Com - with the 
ment- - 50 % 3 years service in the mission 

Union Public 
grade rendered after appo Chairman . 

Service Com 
intment thereto on a regu . ( ii) Secretary , Legisla mission 
lar basis . 

tive Department 
Transfer on deputation : 

Member . 
Officers under the Central or ( iii) Senior most Joint 

State Governments holding Secretary and Legis 
analogous posts or eligible lative Counsel, Le 
for appointment to the post gislative Department 
of Assistant Draftsman Member . 
(Hindi Branch ) by direct ( iv ) Joint Secretary (Ad 
recruitment . 

ministration ) Legis 
(Period of deputation shall lative Department , 

ordinarily not exceed 3 years Member 
which may in special cir 
cumstances , be extended to 
5 years ). 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


-- -- -- - - - -- - - 


6 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


Not 


1 . 2 *** * * 
6 . Assistant 

Draftsman 
(Regional 
Languages 
Branch ) 


3 * - * 4 5 

Gencral Central Rs.1200 - 50 - 1600 
Service 
Group A 
Gazetted 
Non -Ministerial 


applicable 


Not exceeding Essential : 
40 years (Re - ( i) Degree in Law of a recogni 
laxable for sed University or equivalent. 
Government ( ii ) Should have been a member of 
servants ) , 

a State Judicial Service for a 
Note : The cru period of not less than 7 years 
cial date for or should have held a sup 
determining perior legal post in the legal 
the age limit department of a State Go 
shall the vernment for not less than 
closing date for 7 years or should be a Cen 
receipt of app tral Government servant who 
lications from has had experience in legal 
candidates in affairs for not less than 7 


L 1 


. 


(FTTT II - - 


3 ( ) ] 


10 , 1979/FTTa 19, 1900 


697 


# 777 Fil 7751989 : 

_ 


1 _ 


2 _ 3 _ _ _ 


6 


7 


India (other 
than those in 
Andaman and 
Nicobar Islands 
and Laksha 
dweep .) 


years or should have ex 
perience of statutory drafting 
in the Central or State Go 
vernment for not less than 7 
years or should have ex 
perience of translation into 
the regional language con 
cerned of statutes , statutory 
1ules and orders in Central or 
State Government in a 
Group ‘ A ’ post or equivalent 
posts for not less than 7 
years, or should have been a 
legal practitioner or a teacher 
of law for not less than 

7 years . 
( iii) Adequate proficiency in the 

regional language concerned . 
Note 1 : Qualifications are relax 

able at the discretion of the 
Union Public Service Com 
mission in case of candidates 

otherwise well qualified . 
Note 2 : The qualification ( s ) re 

garding experience is or are 
relaxable at the discretion of the 
Union Public Service Com 
mission in the case of candida 
tes belonging to Scheduled 
castes and Scheduled tribes if , 
at any stage of selecton , the 
Union Public Service Com 
mission is of the opinion that 
sufficient number of candidates 
from the communities possess 
ing the requisite experience 
are not likely to be available to 
fill up the vacancies reserved 

for them . 
Desirable : 
Experience of legislative drafting 

in the regional language con 

cerned . 
Note : The regional language will 

be mentioned at the time of 
recruitment 


9 


10 


Not applicable 


2 years 


--- 
11 12 

13 

14 
By direct recruitment - Transfer on deputation : Group A Departmental Selection on 

75 % ; By transfer or Officers under the Central or Promotion Committee each occasion 
deputation failing State Governments holding (for considering confir - shall be made 
which by direct recruit - analogous posts or eligible mation of a direct rec- in consultation 
ment - 25 % for appointment to the posts ruit) 

with the Union 
of Assistant Draftsman (i) Secretary , Legislative Public Service 
(Regional Languages Bra - Department- Chair - Commission . 
nch ) by direct recruitment. man . 
(Period of deputation shall ( ii ) Senior most Joint 

ordinarily not exceed 3 Secretary and Legis 
years which may , in special lative Counsel, Legis 
circumstances, be extended lative Department 
to 5 years.) 

Member. 
( iii) Joint Secretary (Ad 

ministration ), Legisla 
tive Department 
Member . 

{No.A -12011 /4/ 76 -Adm .I(LD )] 


698 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10, 1979 / PHALGUNA 19, 1900 


[ PART II---- SI C. 3 (6)] 


- 


~ 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


साका०नि० 354.--- गष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और राजभाषा ( विधायी ) आयोग 
( वर्ग 2 पद ) भर्ती नियम , 1964 तथा अधीक्षक ( अनुवाद ) और अनुवादक के पदों पर भर्ती मे संबंधित मभी विद्यमान नियमों को अधिक्रान्त करते हुए, विधि 
न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में समूह ख के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित 
नियम बनाते हैं , अर्थात : --- 

__ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ . - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ( विधायी विभाग ) , राजभाषा खण्ड ( ममूह 
ख पद ) भर्ती नियम , 1979 है । 

( 2 ) ये 1 मार्च, 1979 को प्रवृत्त होंगे । 


( क ) “ विधि व्यवमायो ” से ऐमा अधिवक्ता या प्लीडर अभिप्रेत है जिसने उस रूप में विश्वि व्यवसाय किया है , 

( ख ) “ अनुसूची से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है । 
( 2 ) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, - - 
( क ) उस अवधि की संगणना करने में , जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने राज्य न्यायिक मेवा में या किसी राज्य के विधि विभाग में या केन्द्रीय सरकार 

के अधीन कोई पद धारण किया है , ऐसी अवधि सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान उसने पूर्वोक्त वर्णित कोई पद धारण किया है या विधि 

व्यवसायी रहा है । 
( ख ) उस अवधि की संगणना करने में , जिसके दौरान कोई व्यक्ति विधि व्यवसायी रहा है , ऐमा कोई अवधि सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान 

उसने राज्य न्यायिक सेवा में कोई पद धारण किया है या किसी राज्य के विधि विभाग में कोई वरिष्ठ पद धारण किया है या विधि कार्य का 

अनुभव रखने वाला केन्द्रीय सरकार का सेवक रहा है । 
3. लागू होना . --- ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे । 

4. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान. -~- उक्त पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध बेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 
4 तक मैं विनिर्दिष्ट हैं । 


- - - 


- - 


- 


- 


पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं : 

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा अनसूचित आतियों , अनुसूचित जन -जातियों के अभ्यर्थियों और अन्य विशेष प्रवर्गों 
के व्यक्तियों के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा ममय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेगी । 

6 . निरर्हताएं . - ~-वह व्यक्ति -- - 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से , जिमका पति या जिमकी पन्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के 

किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; 
उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं हो 
न्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए 

व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाग स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय 
__ लिए अन्य आधार मौजद हैं तो व 

इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 
थेल करने की शक्ति .---- जहां केन्द्रीय .. .. . . . . .. . .. . कि ऐमा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां , वह उसके लिए जो कारण हैं 
उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत , 
आदेश द्वारा , शिथिल कर मकेगी । 

8. व्यावृत्ति . -~- इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में 
समम -समय पर निकाले गए आदेशों के अनुमार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध 
करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
ऋ० पद का नाम पदों की वर्गीकरण 

वेतनमान चयन पद अथवा सीधे भर्ती किए जाने भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
सं० संख्या 

अचयन पद वाले व्यक्तियों के लिए, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 

आयु -सीमा 
- --- --- - -- -- - ----- - --------- -- ---------------- --- -- 
1 2 3 

4 
1. अधीक्षक ( अनुवाद ) 5 साधारण केन्द्रीय सेवा 840 -40 - 1000-द० बयन 

35 वर्ष से अधिक नही आवश्यक : 
( हिन्दी शाखा ) वर्ग ख राजपत्रित रो०- 40- 1200 रू . 

( सरकारी सेवकों के ( i ) किसी मान्यता प्राप्त विश्व 
अलिपिकवर्गीय 

लिए शिथिल की जा विद्यालय से विधि में उपाधि । 

सकती है ) ( ii ) किसी राज्य न्यायिक सेवा 
टिप्पण : आयु सीमा का कम से कम 3 वर्ष की अवधि 

अवधारित करने के तक सदस्य रहा हो या राज्य 
लिए निर्णायक तारीख , सरकार के विधि विभाग में 
भारत में रहने वाले किसी वरिष्ट पद पर कम से 
अभ्यर्थियों से ( उनसे कम 3 वर्ष तक रहा हो या 
भिन्न जो अण्दमान ऐसा कोई केन्द्रीय सरकारी 
और निकोबार द्वीप सेवक हो , जिसे पर्यवेक्षी पद 
समूह तथा लक्षद्वीप में विधि कार्य करने का कम से 
में रहते हैं ) आवेदन कम 3 वर्ष का अनुभव हो या 


8 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II -- खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 10, 1979/ फाल्गुन 19, 1900 


699 


__ _ 1 


2 


3 . 


.. 4 . .. 


. ...... 6 


7 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


प्राप्त करने के लिए जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य 
नियत की गई अंतिम मरकार में कानूनी प्रारूपण 
नारीख होगी । 

का कम से कम 3 वर्ष का 
अनुभव हो या जिले केन्द्रीय 
सरकार या राज्य के सरकार 
के अधीन ममूह स्व ( अराज 
पत्रित ) पद पर या किमी 
समतुल्य पद पर कानुनों, कानूनी 
नियमों और आदेशों आदि का 
हिन्दी में अनुवाद करने का कम 
से कम 5 वर्ष का अनुभव 
हो या जो कम से कम 
3 वर्ष तक विधि व्यव 
सायी या विधि शिक्षक रहा 

हो । 
( iii ) हिन्दी में पर्याप्त प्रवीणता । 
टिप्पण 1 : अर्हताएं , अन्यथा सुहित 

अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक 
सेवा आयोग के विवेकानुमार 

शिथिल की जा सकती हैं । 
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता 

या अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग 
के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों 
अथवा अनुसूचित जनजातियों के 
अभ्यर्थियों के मामलों में उस दशा 
में शिथिल की जा सकती है या है 
जब कि चयन के किसी प्रक्रम 
पर संघ लोक सेवा आयोग की 
यह राय हो कि इनके लिए आरक्षित 
रिक्त स्थानों को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन 
ममुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या 

में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे । 
वांछनीय : 
कानूनों, कानूनी नियमों और प्रादेशों 
आदि का हिन्दी में अनुवाद करने 
का अनुभव । 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - --- 


- 


- - - 


- 


- 


- . - ... - -- 


- 


-- - - - - - - - - 


. 


- 


__ - -- - - - - - - - - - - - - - - 


- 


सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की अवधि भर्ती की पद्धतिःभर्ती सीधे होगी प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण यदि विभागीय प्रोन्नति ममिति भर्ती करने में किन 
वाले व्यक्तियों के यदि कोई हो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में बे श्रेणियां है तो उसकी संरचना परिस्थितियों में संघ 
लिए विहित पाय और स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति / स्था 

लोक सेवा पायोग में 
शैक्षिक पर्हताएं प्रोन्नति पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली नान्तरण किया जाएगा 

परामर्श किया जाएगा 
की दशा में लाग होगी 

रिक्तियों की प्रतिमतता 
या नही 

. . --- ----- - - - - 
9 

11 
10 

12 

13 

14 
नहो 2 वर्ष प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हो सकने प्रोन्नति : 

सम्ह ख विभागीय प्रोन्नति सीधे भर्ती करते समय 
पर सीधी भर्ती द्वारा राजभाषा खण्ड, विधायी विभाग समिति - - 

संघ लोक सेवा 
की हिन्दी शाखा में ऐसे अनु - ( 1 ) ज्येष्ठतम संयुक्त आयोग से परामर्श 
वादक जिन्होंने उम श्रेणी में सचिव और विधायी करना प्रावश्यक है । 
नियमित प्राधार पर नियुक्ति परामर्शी, विधायी 
के पश्चात् पांच वर्ष सेवा कर विभाग - - अध्यक्ष 
ली है । 

( 2 ) संयुक्त सचिव ( प्र . 

शासन ) विधायी 

विभाग - सदस्य 
( 3 ) संयुक्त सचिव और 

प्रारूपकार, राजभाषा 

खण्ड - सदस्य 
( 4 ) उप सचिव ( वित्त ) 
विधायी विभाग 

- - सदस्य 
( 5 ) उप - सचिव ( प्रकाशन 

और प्रशासन ) वि 

धायी विभाग - सदस्य 
1239GI/ 78 - 4 


700 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10 . 1 


ALGUNA 19 1900 


{ PIKT II -- SEC . ti )] 


- - -- - - --- - -- - 


- - 


- 


_ 1 


2 


3 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- -- 


माधारण केन्द्रीय मेवा 


चयन 


2. अधीक्षक 

( नकनीकी ) 


840 - 40 - 1000 -द० 

गे० . 10- 1200 


अलिपिकवर्गीय 


____ 35 वर्ष से अधिक नहीं आवश्यक 
( मरकारी सेवको के ( 1 ) किमी मान्यता प्राप्त विश्व 
लिए शिथिल की जा विद्यालय मे विधि में उपाधि । 
मकती है ) 

( 2 ) किमी गज्य न्यायिक मेवा 
टिप्पणी : आय -मीमा का कम से कम 3 वर्ष की अवधि 

अवधारित करने के तक मदम्ब रहा हो या राज्य 
लिए निर्णायक तारीख, मरकार के विधि विभाग में 
भारत में रहने वाले किमी वरिष्ट विधि पद पर 
अभ्यथियो से ( उनसे कम से कम 3 वर्ष तक रहा हो 
भिन्न जो अण्दमान या ऐसा कोई केन्द्रीय सरकारी 
और निकोबार द्वीप मेवक हो , जिमे पर्यवेक्षी पद में 
ममह तथा लक्षद्वीप विधि कार्य करने का कम 
मे रहते हैं ) आवेदन से कम 3 वर्ष का अन भव हो 
प्राप्त करने के लिए या जिसे केन्द्रीय सरकार या 
नियत की गई अतिम राज्य सरकार में काननी 
तारीख होगी । 

प्रारूपण का कम से कम 3 
वर्ष का अनुभव हो या जिमे 
केन्द्रीय मरकार या राज्य 
मरकार के अधीन ममह ख 
( अगजपत्रित ) पद पर या 
किसी समतुल्य पद पर कानुनी 
नियमो और आदेशों आदि का 
किसी भारतीय भाषा में अनुवाद 
करने का कम से कम 5 वर्ष 
का अनुभव हो या जो कम से 
कम 3 वर्ष तक विधि व्यवसायी 

या विधि शिक्षक रहा हो । 
( १ ) मंविधान की आठवी अनुसूची 

में विनिर्दिष्ट भाषाओं में से 
किसी एक भाषा में पर्याप्त 

प्रवीणता । 
टिप्पण 1 : अर्हताएं , अन्यथा मुग्रहित 
अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक 
सेवा आयोग के विवे कानुसार 
शिथिल की जा मकती है । 
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता 

या अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग 
के विवेकानमार, अनुसूचित जातियों 
अथवा अनुसूचित जनजातियो 
के अभ्यर्थियो के मामलों में उम 
दशा में शिथिल की जा सकती है 
या है जब चयन के किसी प्रक्रम 
पर संघ लोक सेवा आयोग की यह 
राय हो कि इनके लिए प्रारक्षित 
रिक्त स्थानों को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन 
ममुदायो के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या 

में उपलब्ध नहीं हो सकेगे । 
वाछनीय : 
यदि अभ्यर्थी हिन्दी से भिन्न किमी 
अन्य भारतीय भाषा में प्रवीण है 
तो उसे हिन्दी का इतना ज्ञान 
होना चाहिए कि वह हिन्दी में 
कार्य कर सके । 


701 


भाग II -- - खण्ड 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 10 , 1979/ फाल्गुन 19, 1900 


- - 


- 


-- 


- - 


__ _ - - - 


- - -- - -- - 

13 


-- --- - 


. . 


- -- - - -- -- - - 


. -- - --- - -- - - .. . . ... . 

10 


12 


11 


. 


नही 


2 वर्ष 


प्रोन्नति बारा , जिसके न हो मकने प्रोति : 

ममूह ख विभागीय प्रोन्नति मीधे भी करते समय 
पर मीधी भर्ती द्वारा । राजभाषा खण्ड, विधायी विभाग ममिति - - 

मध लोक सेवा 
में ऐसे महायक ( तकनीकी ) ( 1 ) ज्येष्ठतम मंयुक्त आयोग से परामर्श 
जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित 
अाधार पर नियुक्ति के पश्चात् 

परामर्शी, विधाथी 
दस वर्ष सेवा कर ली है । 

विभाग 
( 2 ) संयुक्त 

( प्रशासन ) विधार .. - 

विभाग -- सदस्य 
( 3 ) संयुक्त मचिव और 

प्रारूपकार . गजभाषा 

खण्ड - - सदस्य 
( 4 ) उप -सचित्र (विन ) 

विधायी विभाग 


. सदस्य 
( 5 ) उप - सचिव ( प्रकाशन 

और प्रशासन ) 
विधायी विभाग 


- - सदस्य 


---- - --- 


-- - 


----- - - ---- - - - ---- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


-- --- - --- 


- - -- -- - --------- ------ -- -- -------- - - -- 


- - - - - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


.. - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- ----- - - - - 


. 


. -- - - ----- 


-- 


- 


-- - - ----- . 


____ - 


- 


- - 


--- 


-- - - 


- - 


3 अधीक्षक ( मुद्रग ) 

( हिन्दी - शाखा ) 


1 


चयन 


माधारण केन्द्रीय सेवा, 650- 30- 740- 3 5 

ममूह ख राजपत्रित 810-द०रो० - 35 
अलिपिकवर्गीय 880- 40- 1000 

दरो०- 40-1200 


35 वर्ष से अधिक नहीं आवश्यक : । 
( मरकारी सेवको के ( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्व 
लिए शिथिल की जा विद्यालय से विधि में उपाधि 
सकती है ) 

या ममतुल्य । 
टिप्पण : अायु - सीमा ( 2 ) किसी केन्द्रीय सरकार या 
अवधारित करने के राज्य सरकार के मुद्रणालय 
लिए निर्णायक तारीख , या अन्य महत्वपूर्ण मुद्रणालयों 
भारत में रहने वाले में किसी उत्तरदायी हैसियत 
अभ्यर्थियो से ( उनमे मे हिन्दी में पुस्तको, प्रकाशनों 
भिन्न जो अण्दमान और अन्य मामग्री के मुद्रण 
और निकोबार द्वीप का तीन वर्ष का अनुभव । 
ममह तथा लक्षद्वीप ( 3 ) हिन्दी में पर्याप्त प्रवीणता । 
में रहते है ) ग्रावेदन टिप्पण 1 : अर्हताए , अन्यथा सुग्रहित 
प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक 
नियत की गई अतिम सेवा आयोग के विवेकानुसार 
तारीख होगी । शिथिल की जा सकती हैं । 

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता 

या अर्हताए संघ लोक सेवा 
प्रायोग के विवेकानुसार अनु 
सूचित जातियो अथवा अनुसूचित 
जनजातियों के अभ्यर्थियों के 
मामलो में उम दशा में शिथिल 
की जा सकती है या हैं , जब 
कि चयन के किसी प्रक्रम पर सघ 
लोक सेवा आयोग की यह राय 
हो कि इनके लिए प्रारक्षित रिक्त 
ग्थानो को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले इन समुदायो 
के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में 

उपलब्ध नहीं हो सकेंगे । 
वाछनीय : 
किमी मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण 

प्रौद्योगिकी में उपाधि या डिप्लोमा । 


- --- - . 


. 


. - -- . - - 


. . 


. . .- -... - . 


- - 


702 


PN . 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10, 1979 /PHALGUNA 19, 1900 


[ PART II - SEC. 3 (1)] 


- 


10 


11 


2 वर्ष 


आयु - नही 
शैक्षिक अर्हताए---- 


12 

13 

- ------ ---- - 
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो मकने प्रोन्नति . 

ममह ख विभागीय प्रोन्नति सीधी भर्ती करते समय 
पर मीधी भर्ती द्वारा राजभाषा खण्ड , विधायी विभाग समिति --- 

मघ लोक सेवा 
की हिन्दी शाखा में ऐसे मुद्रण ( 1 ) ज्येष्टनम मयुक्त आयाग से परामश 
सहायक जिन्होने उस श्रेणी में सचिव और विधायी करना आवश्यक है । 
नियमित आधार पर नियुक्ति परामर्शी विधायी 
के पश्चात् पाट वर्ष सेवा कर विभाग ---- अध्यक्ष 
ली है । 

( ii ) संयुक्त सचिव 

( प्रशा० ) विधायी 

विभाग - - सदस्य 
( iii ) सयक्त मचित्र और 

प्रारूपकार , राजभाषा 

खण्ड .....सदस्य 
( 1V ) उप - सचिव ( विन ) 
विधायी विभाग 

- ~ सदस्य 
( v ) उप- सचिव ( प्रकाशन 

और प्रशासन ) 
विधायी विभाग 

-- - सदस्य 
------ - -- - - --- ---- -- --- -------- 


-------------- - ---- - --- --- 


--- 


- ---- 


- 


- 


- 


- 


- - - -- 


1 


2 


3 


4 


1 


4 पुस्तकाध्यक्ष 
( हिन्दी शाखा ) 


माधारण केन्द्रीय सेवा 
समूह ख राजपत्रित 
अलिपिकवर्गीय 


650- 30 - 740- 35• लागू नही होता 
810- 

दरो० 35 
880- 40- 1000 
दरो०- 40 - 1200 
रुपये 


35 वर्ष से अधिक नही आवश्यत्र 
( मरकारी सेवको के ( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्या 
लि " शिथिल की जा लय से विधि में उपाधि या समतुल्य । 

सकती है ) ( ii ) किमी मान्यताप्राप्त विश्व 
टिप्पण 

विद्यालय या संस्था से पुस्तकालय 
आयु सीमा अवधारित विज्ञान मे उपाधि या डिप्लोमा । 
करने के लिए निर्णा- ( iii ) किसी विधि /निर्देश पुस्तकालय 
यक तारीख भारत मे मे पाच वर्ष का अनुभव । 
रहने वाले अभ्यर्थियो (iv ) कोलन वर्गीकरण पद्धति का 
से ( उनसे भिन्न जो ज्ञान । 
अन्दमान और ( v ) हिन्दी में पर्याप्त प्रवीणता । 
निकोबार द्वीपसमह टिप्पण 1 अर्हताए अन्यथा सुनहित 
नथा लक्षद्वीप मे अभ्यर्थियो की दशा मे मध लोक 
रहते है ) आवेदन सेवा आयोग के विवेकानुसार 
प्राप्त करने के लिए शिथिल की जा सकती है । 
नियत की गई अतिम टिप्पण 2 अनुभव सबधी अर्हता या 
तारीख होगी । अर्हताए संघ लोक सेवा आयोग के 

विवेकानुसार अनुसूचित जातियो 
अथवा अनसूचित जनजातियो के 
प्रभ्यर्थियो के मामलो मे उम 
दशा मे शिथिल की जा सकती 
हे या है, जब कि चयन के किसी 
प्रक्रम पर सघ लोक सेवा आयोग 
की यह राय हो कि इनके लिए 
आरक्षित रिक्त स्थानो को भरने 
के लिए अपेक्षित अनुभव रखने 
बाल इन समुदायों के अभ्यर्थीपर्याप्त 
मच्या मे उपलब्ध नहीं हो सकेगे । 
बाहनीय . 
( i ) हिन्दी से भिन्न एक या एक से 

अधिक भारतीय भाषाओ का 
झान । 


ON 


- 


ma 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II - - खण्ड 3(i) ] भारत का राजपत्र : मार्च 10, 1979/फाल्गुन 19, 1900 

703 
-- - - - ...... .. - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - 
1 2 3 

4 

5 
- - - - - - - - -- 

( ii ) विधि पुस्तकालय मे किमी 

उत्तगदायी हैसियत में कार्य करने 
का अनभव , विशेष म्प मे विधि 
निर्देशन और विधि अनमधान से 
सबधित विषयो का और विधिक 
विपयो से मबधित क्लिपिग , 
निर्देशन ग्रादि के अनुरक्षण का 

अनुभव । 
- - - - - - - - - -- - - - - - - 
9 10 11 12 

13 
लाग नहीं होता 2 वर्ष सीधी भर्ती द्वाग लागू नहीं होता 

( केवल मीधे भर्ती किए गए मीधी भर्ती करते समय 
व्यक्ति की पुष्टि पर सघ लोक सेवा 
विचार करने के लिए ) आयाग में परामर्श 
गमह ख विभागीय करना आवश्यक है । 

प्रोन्नति ममिनि -- -- 
( 1 ) ज्येष्ठतम मयुक्न 

गचित्र और विधायी पग. 
मी , विधायी विभाग 

- - अध्यक्ष 
( ii ) संयुक्त सचिव ( प्रशा० ) 

विधायी विभाग - - मदस्य 
( iii ) संयुक्त सचिव और 
प्रारूपकार , राजभाषा 

__ खण्ड - - सदस्य 
( iv ) उप- सचिव ( वित्त ) 

विधायी विभाग - - सदस्य 
( v ) उप सचिव ( प्रकाशन 

और प्रशासन )विधायी 

.. . विभाग - - सदस्य 
- - -- - --- -- = -- - -- - - - -- - - - -- = - - - = = - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


19 


लाग नही होता 


5 . अनुवादक 

( हिन्दी शाखा ) 


साधारण केन्द्रीय सेवा 
समूह ख अराजपवित 
अलिपिकवर्गीय 


550- 20- 6500 - 25 

800 रुपये 


24 मे 35 वर्ष तक आवश्यक . 
( मरकारी सेवको के ( i ) किमी मान्यताप्राप्त विश्व 
लिए शिथिल की जा विद्यालय से विधि में उपाधि या 
मकती है ) 

समतुल्य । 
टिप्पण : 

( ii ) हिन्दी मे पर्याप्त प्रवीणता । 
प्रायु मीमा अवधारित टिप्पण 1 अर्हताएं , अन्यथा सुहित 

करने के लिए अभ्यर्थियो की दशा में संघ लोक 
निर्णायक तारीख , सेवा आयोग के विवेकानुसार 
भारत मे रहने वाले शिथिल की जा मकती है । 
अभ्यर्थियो से ( उनसे टिप्पण 2 : अनुभव सबंधी अर्हता 
भिन्न जो अन्दमान या अर्हताएं मघ लोक सेवा 
और निकोबार आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित 
द्वीपसमूह नथा लक्ष जातियो अथवा अनुसूचित जन 
द्वीप में रहते हैं ) जातियो के अभ्यर्थियो के मामलो 
आवेदन प्राप्त करने मे उस दशा में शिथिल की जा 
के लिए नियत की सकती है या है, जब कि चयन के 
गई अन्तिम तारीख लिए किसी प्रक्रम पर मंघ लोक 
होगी । 

सेवा आयोग की यह राय हो 
कि इनके लिए प्रारक्षित रिक्त 
स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले इन समुदायो 
के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में 

उपलब्ध नहीं हो मकेगे । 
वाछनीय : 
कानूनो , कानूनी नियमो और 
आदेशो और विधिक दस्तावेजो 
का हिन्दी में अनुवाद करने का 
अनुभव और उसमें दक्षता । । 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


__ 


- - - - -- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


704 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10 . 

ALGUNA 19 , 1900 

[ PART Il ----SF( . 360 
---- - - --- -- - - - - -- - - - ----- --- - - ----- - - - -- - - - -- - - - -- - - -- - - - -- - -- - - --- - -.- - - - --- -- - - -- --- - ---- ----- - --- - - - - ------ - -- ... . .. 
910 

1 ) 

13 

14 
लागू नही होता 2 वर्ष मीधी भर्ती द्वारा 

लागू नहीं होता 

( केवल मीधे भर्ती किए गए सीधी भर्ती करने ममय 

व्यक्ति की पुष्टि पर मघ लोक सेवा 
विचार करने के लिए ) शायोग से परामर्श 
ममूह ख विभागीय करना आवश्यक है । 

प्रोन्नति समिति 
( i ) ज्येष्ठतम मंयुक्त सचिव 

और विधायी परा 
मर्शी, विधायी विभाग 

- अध्यक्ष 
( ii ) संयुक्त मचिव ( प्रशा 
मन ) , विधायी विभाग 

- - सदस्य 
( iii ) मयल सचिव और 

प्रारूपकार, राजभाषा 

खुण्ड - सदस्य 
( 1V ) उप -सचिव ( वित्त । 

विधायी विभाग - -- मदस्य 
( v ) उप -मचिव ( प्रकाशन 

और प्रशासन ) विधायी 

विभाग--- - मदस्य 
- -- --- --- - - --- - -- --- --- - --- ---------- - ------ 


- - - - - 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - - -- - - - - 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


-- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - -- - - 


-- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - - - 


- -- - 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- - - - - - - - - ---- - - -- 


-- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


-- - -- -- - - - 


चयन 


लागू नहीं होता 


-- - - - - - -- 
साधारण केन्द्रीय सेवा 
समूह ख राजपत्रित 
अलिपिकवर्गीय 


6 ज्येष्ठ वैयक्तिक 
___ महायक ( हिन्दी ) 


--- - - --- -- 
650- 3(3- 740- 35 

880-दरो०- 10 
1040 रुपये 


लागू नहीं होता 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- --- 


___ ------- -... ---- . . . --- - 

10 


11 


12 


13 


11 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


लागू नहीं होता 


? वर्ष 


प्रोन्नति : 
प्रोन्नति द्वाग, जिमके न हो विधायी विभाग के राजभाषा खंड समूह ख विभागीय प्रोन्नति संघ लोक सेवा अायोग 
मकने पर प्रतिनियुक्ति पर । में ऐसे वैयक्तिक सहायक या ममिति । 

से परामर्श तब तक 
स्थानान्तरण द्वारा । 

प्राशुलिपिक जिन्होंने उम श्रेणी (i ) ज्येष्ठनम मयुक्त मचिव यावश्यक नहीं है 
में नियमित आधार पर नियुक्ति और विधायी पगमी , जब तक कि भर्ती 
के पश्चात् आठ वर्ष मेवा कर विधायी विभाग नियमों के उपबन्धों 
ली है । 

~~ - अध्यक्ष को किमी ममय 
प्रतिनियिक्ति पर स्थानान्तरण : ( ii ) संयुक्त मचिव ( प्रशा- शिथिल करने का 
केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे मन ) , विधायी विभाग आशय न हो । 
अधिकारी जो मदश पद 

__ - मदम्य 
धारण करते है या जिन्होंने ( iii ) संयुक्त चित्र और 
425 - 81 ) रु० के वेतन - प्रारूपकार , राजभाषा 
मान वाले या समतुल्य पदों 

खण्ड ---- सदस्य 
पर 8 वर्ष नियमित सेवा ( iv ) उप - मचिव ( वित्त ) , 
कर ली है और जिनकी हिन्दी विधायी विभाग - - सदम्य 
आशुलिपि में गति 80 ( v ) उप -मचिव ( प्रका 
शब्द प्रति मिनट और हिन्दी शन और प्रशासन ) , 
टंकण मे गति 25 शब्द प्रति विधायी विभाग - - सदस्य 

मिनट है । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि माधारण 
तया 3 वर्ष होगी ) 

[सं० ए- 1 2011 / 4/ 76-प्रशा० I (वि०वि० )] 

क० बालकृष्ण अय्यर , उप पवित्र 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


R aman 


- 


- - 


- 


- 


m 


- - - - 


- 


MI 


- 


- 


- 


- 


[FFTTT 11 -- OTE 3(1 )] 


TTTT FT 75797 ; FE 10 , 1979/MOTT 19 , 1900 


705 


- 


- 


- - - 


AN 


2 


G .S . R . 364 . - - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution and in super 
session of the Official Language ( Legislative ) Commission 
( Class II posts ) Recruitment Rules , 1964 and the existing 
rules relating to recruitment to the posts of Superintendent 
( Translation ) and Translator , the President hereby makes 
the following rules regulating the method or recruitment 
to Group B posts in the Official Languages Wing of the 
Legislative Department, Ministry of Law , Justice and Com 
pany Affairs, namely : 

1 . Short title and commencement . - ( 1 ) These rules may 
be called the Ministry of Law , Justice and Company Affairs 
( Legislative Department ) , Official Languages Wing , (Group 
B Posts ) Recruitment Rules , 1979 . 


4 . Number , classification and scales of pay.-- The number 
of posts , their classification and the scales of pay at 
thereto , shall be as specified in columns 3 to 5 of the said 
Schedule . 

5 . Method of recruitment, age limit and other qualifi 
cations. The method of recruitment, age - limits , qualifi 
cations and other matters connected therewith shall be as 
specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid : 


Provided that the upper age- limit specified in column ? 
of the said Schedule may be relaxed in the case of candi 
dates belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tri 
bes and other special categories of persons in accordance with 
the orders issued by the Central Government from time 
to time. 


( 2 ) They shall come into force on the 1st day of March , 
1979 . 

2 . Definitions. - ( 1 ) In these rules, unless the context 
otherwise requires , 
. ( a ) " legal practitioner " means an Advocate or a 

. pleader who has practised as such ; 
( b ) " Schedule ” means the Schedule to these rules . 
(2 ) For the purpose of these rules 
( a ) in computing the period during which a person 

has held any office in the State Judicial Service or 
in the Legal Department of a State or under the 
Central Government , there shall be included any 
period during which he has held any of the afore 
mentioned offices or any period during which he 

has been a legal practitioner ; 
( b ) in computing the period during which a person has 

been a legal practitioner, there shall be included 
any period during which he has held any office 
in the State Judicial Service or has held a superior 
post in the Legal Department of a State or has been 
a Central Government servant having experience in 

legal affairs . 
3 . Application . These rules shall apply to the posts 
specified in column 2 of the Schedule annexed hereto . 


6 . Disqualifications. --No person - - 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living, or 
(b ) who having a spouse living , has entered into or 

contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the said posts : 

Provided that the Central Government may , if satisfied 
that such marriage is permissible under the personnel law 
applicable to such person and the other party to the 
marriage , and there are other grounds for so doing , exempt 
any person from the operation of this rule . 


7 . Power to relax . - - Where the Central Government is of 
the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may , 
by order and , for reasons to be recorded in writing, and 
after consultation with the Union Public Service Commission 
relax any of the provisions of these rules with respect 
to any class or category of persons or posts. 


8 . Saving .- Nothing in these rules shall affect reservations 
and other concessions required to be provided for candidates 
belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes 
and other special categories of persons in accordance with 
the orders issued by the Central Government from time to 
time in this regard . 


in Scheduled Trines 


ued by the Comot persons 


SCHEDULE 


Sl. Name of Post 
No . 


Age limit for 
direct recruits 


Educational and other qualifica 
tions required for direct recruits 


1 2 
1. Superintendent 

( Translation ) 
(Hindi Branch ) 


No. of Classification Scale of pay 

Whether 
posts 

Selection 
Post or 
Non - selec 

tion post 
3 4 S 

6 
5 General Central Rs. 840 - 40 - 1000 -EB - Selection 
Service 

40 - 1200 . 
Group B 
Gazetted 
Non -Ministerial 


Not exceeding Essential : 
35 year (Re- (i) Degree in law of a recognized 
laxable for Go University or equivalent. 
vernment ser- ( ii) Should have been a member 
vants ). 

of a State Judicial Service 
Note : The cru for a period of not less than 
cial date for 3 years or should have held 
determining the a supervisory post in the 
age limit shall legal department of a State 
be the closing Government for a period of 
date for receipt not less than 3 years or should 
of applications be a Central Government 
from candidates Servant who has had experi 
in India (other ence in legal affairs in a 
than those in supervisory post for not less 
Andaman and than 3 years or should have 
Nicobar Islands had experience in statutory 
and Laksha drafting in the Central or 
dweep ) 

State Government for not 
less than 3 years or should 
have had experience of trans 
lation into Hindi of statutes , 
statutory rules and orders 


706 


THE GAZETIL OF INDIA - MARCH 10, 1979 / PHALGUNA 19 , 1900 


PART II - SEC . 3 (1) ] 


in the Central or State Go 
Ternment in d Group B ? 
(Non - gazetted ) or equivalen 
post for not less than ý 
years ol should have been 
a legal practitioner or a 
teacher of law for not less 

than 3 years 
(111 ) Adequate proficiency in 

Hindi 
Note 1 : Qualifications are rela 

vable at the discretion of the 
Union Public Service Commi. 
ssion in case of candidates 

otherwise well qualified . 
Note 2 : The qualification ( + 

regarding experience is or are 
rela xable at the discretion of 
the Union Public Service Co 
mmission in the case of candi 
dates belonging to scheduled 
Castes and Scheduled Tribes 
if , at any stage of selection , the 
Union Public Service Commi 
ssion , is of the opinion that 
sufficient number of candi 
dates from these communities 
possessing the requisite ex . 
perience are not likely to be 
available to fill up the vacancies 

reserved for them . 
Desirable : 
Experience of translation into 

Hindi or statutes, statutory 
rules and orders , etc . 


Whether age and Period of 
educational qua - probation 
lifications pres - if any 
cribed for direct 
recruits will apply 
in the case of 
promotees 


10 


13 


No 


2 years 


Method of recruitment In case of recruitment by If a Departmental Pro - Circumstances in 
whether by direct recruit - promotion or deputation ou motion Committee exists , which Union 
ment or by deputation transfer , grades from which what is its composition Public Service 
or transfer and percen - promotion or deputation 

Commission is to 
tage of the vacancies to or transfer to be made 

be consulted in 
be filled by various 

making recruit. 
methods 

ment. 
12 

14 
By promotion failing Promotion : 

Group B Departmental Consultation with 
which by direct recruit . Translators in the Hindi Promotion Committee ; the Union Pubili 
ment. 

Branch of the Official (i ) The Seniormost Service Commi 
Languages Wing , Legisla 

Joint Secretary and ssion necessary 
tive Department with 5 Legislative Counsel, while making dire 
years service in the Legislative Depart . ct recruitment 
grade rendered after app ment- Chairman . 
ointment thereto on d ( ii) Joint Secietary 
regular basis 

( Administration ) Le 
gislative Depart 

ment- Member , 
( 1 ) Joint Secretary and 

Draftsman , Official 
Languages Wing 

---- Member. 
( iv ) Deputy Secretary 

( Finance ) Legisla 
tive Department 
- Member . 
Deputy Secretary 
(Publication and 
Administration ), Le 
gislative Depart 
ment- Member . 


( FTTT II 


3 (i)] 


FTTH 


TP : Pro 10, 1979a 


19, 1900 


707 


A . 


_ W 


N 


AWAWALA . 


1 


2 


3 


5 


6 


but 


PCTAL 


Selection 


2 . Superintend 

ent 
(Technical) 


General Central Rs. 840 - 40 - 1000 - EB - 
Service 

40 - 1200 . 
Group B 
Gazetted 
Non -Ministorial 


Not exceeding Essential : 
35 years (Rela - (i) Degree in Law of a recog 
xable for Go- nised University or equiva 
vernment ser lent. 
vants ) 

( ii ) Should have been a member 
Note : The cru of the State Judicial Service 
cial date for for a period of not less than 
determining the 3 years or should have held 
age limit shall a superior legal post in the 
be the closing legal Department of a State 
date for receipt Government for a period of 
of applications not less than 3 years or 
from candidates should be a Central Govern 
in India (other ment who has had experience 
than those in in legal affairs in a supervi. 
Andaman and sory post for not less than 3 
Nicobar Islands years or should have had 
and Laksha experience in the statutory 
dweep ). 

drafting under Central or 
State Government for a 
period of not less than 3 
years or should have had 
experience of translation 
into an Indian language of 
statutory rules and orders 
in the Central or State 
Government in a Group B 
(Non -Gazetted ) post or eq 
uivalent for not less than 5 
years or should have been a 
legal practitioner or a teacher 
of law for not less than 3 

years. 
(iii) Adequate proficiency in one 

of the language specified in 
the Eighth Schedule to 

the Constitution . 
Note 1 : Qualifications are re 

laxable at the discretion of the 
Union Public Service Commiss 
ion in case of candidates 

otherwise well qualified . 
Note 2 : The qualification (s) 

regarding experience is or are 
relaxable at the discretion of 
the Union Public Service Co 
mmission in the case of candi 
dates belonging to scheduled 
Castes and Scheduled Tribes 
if , at any stage of selection , 
the Union Public Service Co 
mmission is of the opinion that 
sufficient number of candidates 
from these communities poss 
essing the requisite experience 
are not likely to be available 
to fill up the vacancies reserved 

for them . 
Desirable : 
Working knowledge of Hindi, 

if the candidate is proficient 
in any Indian language other 
than Hindi. 


1239 G1/78 – 5 


708 


( PART II - Sec. 3 (1 )] 


THE GAZEITE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19 , 1900 

12 

- 


10 


11 


13 


14 


No 


2 years 


By promotion failing Promotion : 

Group B Departmental Consultation with 
which by direct recruit- Assistant ( Technical) in the Promotion Committee : the Union Public 
ment. 

Official Languages Wing, (i) The Seniormost Joint Service Commis . 
Legislative Department Secretary and Legis - sion necessary 
with 10 years service in lative Counsel, Le while making 
the grade render d after gislative Depart - direct recruitment. 
appointment thereto ment- Chairman . 
on a regular basis. (ii ) Joint Secretary 

(Administration ) Le 
gislative Depart 

ment- Member . 
( iii ) Joint Secretary and 

Draftsman , Official 
Languages Wing 

-- -Member. 
(iv) Deputy Secretary 

( Finance ) Legisla 
tive Department 

Member . 
(v ) Deputy Secretary 

(Publication and 
Administration ), Lo 
gislative Depart 
ment- Member . 


. 


1 


2 


3 


4 


8 


1 


Selection 


3 . Superintendent 

(Printirg ) 
(Hindi Branch ) 


General Central Rs. 650 - 30 - 740 - 35 - 
Service 

810 - EB - 35 -880 - 40 
Group B 

1000 - EB - 40 - 1200 
Gazetted 
Non -Ministerial 


Not exceedirg Essen ial : 
35 years (i) Degree in Law of a recogni 
(Relaxable for sed University or equivalent . 
Government (ii ) 3 years experierce in a 
servants ) . 

responsible capacity in a 
Note : The Central or State Government 
crucial date for Press or other important 
determining the presses in the Printirg of 
age limit shall books , publications and 
be the closing other material in Hindi. 
date for receipt (iii ) Adequate proficiency in 
of applications Hindi. 
from candida . Note 1 : Qualifications are rela 
tes in India xable at the discretion of 
(other than the Union Public Service Com 
those in Anda . mission in case of candidates 
man and Nico otherwise well qualified . 
bar Islands 
and Laksha - Note 2 : The qualification (s ) re 
dweep ). 

garding experience is or are 
relaxable at the discretion of the 
Union Public Service Com 
mission in the case of cardida 
tes belongis g to the scheduled 
castes and Scheduled Trites if , 
at any stage of selection , the 
Union Public Service Com 
mission is of the opinion that 
sufficient number of candidates 
from these communities posses 
sing the requisite experience are 
not likely to be available to fill 
up the vacancies reserved for 

them . 
Desirable : 
Degree or Diploma in Printing 

Technology from a recognised 
institution . 


Am 


M 


[ATTT II - 


E 3( i) ] 


STICA FT TETTE : 1 


10, 1979/ TET 19, 1900 


709 


9 


10 


14 


2 years 


Age : No 
Educational 
qualifications : 
Yes . 


11 12 

13 
By promotion failing Promotion : 

Group B Departmental Corsultation 
which by direct re - Printing Assistant in the Hindi Promotion Committee : with the Union 
cruitment. 

Branch of the Official Lan - ( i) The seniormost Joint Public Service 
guages Wing, Legislative Secretary and Legis Commission 
Department, with 8 years lative Counsel , Legis - necessary while 
service in the grade rende laiive Department- makirg direct 
red after appointment there Chairman . 

recruitment . 
to on a regular basis . ( ii) Joint Secretary (Ad 

ministration ) Legis 
lative Department 

Member . 
(iii ) Joint Secretary and 

Draftsman Official 
Languages Wirga 

Member. 
(iv ) Deputy Secretary 

(Finance), Legisla 
tive Department 

Member. 
( v ) Deputy Secretary 

( Publication and 
Administration ) Le 
gislative Department 
- Member . 


To 


2 


Not 


4 . Librarian 

(Hindi Branch ) 


General Central Rs. 650 - 30 - 740 -35 
Service 

810 -EB - 35 -880 
Group B 

40 - 1000 - EB - 40 
Gazetted 

1200 
Non -Ministerial 


Not exceeding Essential : 

35 years. (i) Degree in Law of a recogni. 
(Relaxable for sed University or equivalent. 
Government (ii) Degree or Diploma in Library 
servants ) . 

Science of a recognised Uni 
Note : The versity or Institution . 
crucial date for 
determining ( iii ) 5 years experier ce of work 
the age limit in a legal or reference library . 
shall be the ( iv ) Knowler ge of colon classifi 
closirg date for c ation system . 
receipt of app - (v ) Adequate proficiency in 
lications from Hindi. 
candidates in Note 1 : Qualifications are relax 
India (other a ble at the discretion of the 
than those in Union Public Service Com 
Andaman and mission in case of candidates 
Nicobar Islands otherwise well qualified . 
and Lakshad - Note 2 : The qualification (s ) re 
weep ). 

garding experience is or are 
relaxable at the discretion of the 
Union Public Service Com 
mission in the case of candidates 
belonging to the scheduled 
castes and the Scheduled Tribes 
if, at any stage of selection , the 
Union Public Service Com 
mission is of the opinion that 
sufficiert rumber of candidates 
from these communities possess 
ing the requisite experience are 
not likely to be available to fill 
up the vacancies reserved for 

them . 
Desirable : 
(i) Knowledge of one or more 

Indian languages other than 

Hindi. 
(ii) Experience of work in a 

responsible capacity in a 
Law Library with particular 
reference to matters relatirg 
to the legal referencing and 
legal research and main 
tenarce of clippirg , reference 
etc , relatirg to legal matters . 


710 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10, 1979 /PHALGUNA 19 , 1900 


(PART ILSEC . 3001 


NA 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


Not applicable 


2 years 


By direct recruitment 


. Not applicable . 


Group B Departmental Consultation 
Promotion Committee with the Union 
(for considerirg confir - Public service 
mation of a direct rec - Commission 
ruit ) . 

necessary while 
(i) The seniormost Joint making direct 

Secretary and Legis - recruitment . 
lative Counsel , Le 
gislative Department 

- Chairman 
(ii) Joint Secretary (Ad 

ministration ) Legis . 
lative Departmen : 

Member. 
( iii ) Joint Secretary and 

Draftsman , Official 
Languages Wingam 

Member, 
(iv ) Deputy Secretary 

(Finance ), Legislative 

Department -- Member. 
( v ) Deputy Secretary 

Publication and Ad 
ministration ), Legis . 
gislative Department 
- Member. 


- 


1 


2 


3 


$ 


19 


5 . Translator 

(Hindi Branch ) 


Not 
applicable . 


General Central Rs . 330 -20 -650 -23. 
Service 

800 . 
Group B 
Non -Gazetted 
Non -Ministerial 


Between 24 and Essential : 
35 yoars (Re- (i) Degree in Law of a recog . 
laxable for nised University or equivalent 
Government ( ii ) Adequate proficiency in 
servants ). 

Hindi , 
Note : The cru - Note : 1 Qualifications are relax . 
cial date for able at the discretion of the 
determining Union Public Service Com . 
the age limit mission in case of candidates 
shall be the otherwise well qualified . 
closing date Note : 2 The qualification (s ) regar 
for receipt of ding experience or are relaxble 
applications at the discretion of the Union 
from candida Public Service Commission in 
tes in India the case of candidates belorging 
(other than to scheduled castes and Schedu 
those in Anda - led Tribes if , at any stage of 
man and Nico - selection , the Union Public 
bar Islands and Service Commission is of the 
Lakshadweep ). opinion that sufficient number 

of candidates from these 
communities possessing the 
requisite experience are not 
likely to be available to fill up 
the vacancies reserved for 

them . 
Deisrable : 
Experience and competency in 

translation into Hindi of statu 
tes, statutory rules and orders 
and legal documents . 


ferte II – 


3( 1) ] 


WERT FT ME : Ar 10, 197919 


19, 1900 


711 


th 


Now 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


Not applicable 


2 years 


By direct recruitment 


Not applicable . 


Group B Departmental Consultation 

Promotion Committee with the Union 
( for considering confir - Public Service 
mation of a direct Commission 
recruit ). 

necessary while 
(i) The Seniormost Joint making direct 

Secretary and Legis - recruitment . 
lative Counsel, Le 
gislative Depart 

ment - Chairman 
(ii) Joint Secretary (Ad 

ministration ), Legis 
lative Department 

Member . 
(iii ) Joint Secretary and 

Draftsman , Official 
Languages Wing 

Memher . 
(iv ) Deputy Secretary 

(Finance ), Legisla 
tive Department 

Member . 
( v ) Deputy Secretary 

( Publication and 
Administration ) Le 
gislative Department 
- - Member. 


6 


1 


Selection . 


Not applicable . Not applicable . 


8 . Senior Personal 

Asyistant (Hindi) 


General Contrat Rs.650 - 30 -740 - 35 - 
Service 

880 - EB -40 - 1040 . 
Group B 
Gazetted 
Non -Ministerial. 


10 


12 


13 


14 


Not applicable. 


2 years 


By promotion failing Promotion 

Group B * Departmental Consultation 
which by transfer on Personal Assistants or Steno - Promotion Committee with the Union 
deputation . 

graphers in the Official (i) The Senior-most Joint Public Service 
Languages Wing of the Secretary and legis Commission 
Legislative Department with lative Counsel , Legis - not necessary 
8 years service in the grade lative Department unless it is 
rendered after appointment Chairman . 

interded to 
thereto on a regular basis . ( ii ) Joint Secretary relax , at any 
Transfer on deputation . 

( Administration ) , time the provi 
Officers under the Central Legislative Depart. sions of the 

Government holding ana ment - Member . recruitment 
logous posts or with 8 ( iii) Joint Secretary and Rules . 
years regular service in Draftsman , Official 
posts in the scale of Rs. Languages Wing 
425 -800 or equivalent and Member , 
possessing speed in Hindi ( iv ) Deputy Secretary 
Stenography @ 80 words ( Finance ), Legisla 
per minute and @ 25 words tive Department 
per minute in Hindi Type Member , 
writing . 

( v ) Deputy Secretary 
( Period of deputation shall ( Publication and Ad 

ordinarily not exceed 3 ministration ) Legis 
years) . 

lative Department 
Member 


yo 


[No. A -12011 / 4 / 76 -Adm . I (LD )] 

K . B . IYER , Dy. Seey . 


712 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10, 1979 / PHALGUNA 19 , 1900 


[ PART II - SEC. 3(1)] 


- 


- 


- 


- - 


- Amari 


- 


man 


- 


- 


- - 


- 


गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली , 24 फरवरी, 1979 


सा० कानि0 365 .-- - राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में जयेष्ट मशीन 
आपरेटर कनिष्ठ मशीन आपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थातः -- 
है । 

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--- ( 1 ) इन नियमों का नाम कन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( ज्येष्ठ मशीन आपरेटर/ कनिष्ठ मशीन आपरेटर ) भी निमम 
1979 है । 


- ar 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

2. पद संख्या, र्गीकरण और वेतनमान ---- उक्त पदों की संख्या उनकी वर्गीकरण और उनके बेतनमान में होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 
2 से 4 तक विनिदिष्ट है ; 

परन्तु उक्त अननची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु -सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनसचित 
जातियों , अनूसूचित जनजातियो या अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी । 

3. निरर्हताएं :---- वह व्यक्ति ---- 
( क ) जिसने ऐसे अक्ति मे जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है. विवाह किया है या , 

( ख ) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हों ; 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाग स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है 
और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी । 


4. नियम शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है.. . 
उन्हे लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


5 व्यावृति : हा नियमों को कोई भी बात ऐसे आरक्षणों प्रायु -सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस सम्बन्ध में समय -मभ ; पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध 
करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


पद का नाम 


पद की 
संख्या 


बगीकरण 


वेतनमान 


चयन पद अथवा सीधे भर्ती किए जाने भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
प्रचयन पद वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 

लिए प्रायु -सीमा 


3 


45 


- 


- 


- 


- 


1 


अचयन 


1 . ज्येष्ठ मशीन 

आपरेटर 


साधारण केन्द्रीय सेवा , 425 - 15- 500-६०रो० 

समूह ग अलिपिक 15- 560- 20 
वर्गीय ( अराजपत्रित ) 700-द०रो०- 25 

800 २० 


30 वर्ष 

मावश्यक : - - 
( सरकारी सेवकों के ( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
लिए शिथल करके 35 विद्यालय से उपाधि । 
वर्ष तक की जी सकती 
है ) । प्राय सीमा - ( 2 ) अभिकलक कार्यक्रम पाठय 
अवधारित करने के क्रम उत्तीर्ण कर लेने का 
लिए निर्णयक तारीख प्रमाण पत्र । 
भारत में रहने वाले 
अभ्यर्थियों से ( उनसे वांछनीयः - - 
भिन्न जो प्रन्दमान और अभिकलक कार्यक्रमलिखने का कम से 
निकोबार द्वीपसमूह कम तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव 
तथा लक्षद्वीप में रहते 
हैं ) आवेदन प्राप्त 
करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख 
होगी । 


- 


[ भाग - - खण्ड II 3(i )1 


भारत का राजपत्र : मार्च 10, 1979/ फाल्गुन 19, 1900 


713 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


mau - 


- 


- 


- 


- 


- 


an 


NH 


10 


12 


13 


- 


- 


सोधे भर्ती किए जाने परितीभा की प्राधि भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी / प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण यदि विभागीय प्रोन्नति समिति भर्तीकरने में किन परि 
वाले व्यक्तियों के यदि कोई हो । या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणिया है तो उसकी संरचना स्थितियों में संघ लोक 
लिए विहित प्रायु और स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्या 

सेवा आयोग से परामर्श 
शैक्षिक अहंताएं पद्धतियोद्वारा भरी जाने वाली नान्तरण किया जाएगा । 

किया जाएगा 
प्रोन्नति की दशा में 

रिक्तयों की प्रतिशतता 
लागू होगी या नहीं 
89 

11 
मायु : नहीं 2 वर्ष प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने प्रोन्नति : 

समूह ग विभागीय प्रोन्नति लागू नहीं होता 
पावश्यक अर्हताएं : 

पर प्रतिनियुक्ति पर स्थाना - ऐसे कनिष्ठ मशीन आपरेटर, समिति:-- -- 
न्तरण द्वारा , और दोनों के न जिन्होंने उस श्रेणी मे पांच वर्ष 1. संयुक्त निदेशक केन्द्रीय 
हो सकने पर सीधी भर्ती नियमित सेवा कर ली है , अन्वेषण ब्यूरो और विशेष 
द्वारा । 

जिसके न हो सकने पर ऐसे पुलिस महानिरीक्षक / 
पंचमैन/ सत्यापक , जिनके पास विशेष पुलिस स्थापन 
संगठन में की प्रचिग और ई० - - अध्यक्ष 
डी० पी० मशीनों का 10 वर्ष 2. उप निदेशक ( समन्वय ) 
का अनुभव हो । 

- सदस्य 
3. उप सचिव गृह मन्त्रालय सदस्य 

4. भारत सरकार के किसी मंत्रालय / 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : - - विभाग का निदेशक / 
केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 

के विभागों में सदृश पद धारण द्वारा नामनिर्देशित किया 
करने वाले उपयुक्त अधि - जाने वाला ऐसा अधि 
कारी या ऐसे कनिष्ठ मशीन कारी जो अवर सचिव 
प्रापरेटर ( या समतुल्य पद ) की श्रेणी से नीचे की 
जिन्होने पांच वर्ष सेवा कर ली श्रेणी का न हो - - सस्दय 
है तथा जिनके पास सीधी भर्ती 
के लिए विहित प्रावश्यक 5. प्रशासन अधिकारी 
अहंताएं हैं । ६ 

( स्था ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 

- - सदस्य- सचिव 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि साधार 

रणतया तीन वर्ष से अधिक 
नहीं होगी । 


. 


3 


5 


- 


- 


- 


2. कनिष्ठ मशीन 

आपरेटर 


1 साधारण केन्द्रीय सेवा, 330- 10- 380-६०रो० अचयन 

समूह ग अलिपिक - 12- 500-द०रो० 
वर्गीय ( अराज - 15- 560 रु० 
पत्रित ) 


30 वर्ष 
( सरकारी सेवको के 
लिए शथिल करके 
35 वर्ष तक की जा 
सकती है ) 
पायुसीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक 
तारीख भारत में रहने 
वाले अभ्यर्थियों से 
( उनसे भिन्न जो अन्द 
मान और निकोबार 
द्वीप समूह तथा लक्ष 
द्वीप में रहते हैं ) आवे 
दन प्राप्त करने के लिए 
नियत की गई अंतिम 
तारीख होगी । 


( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त भारतीय 

विश्वविद्यालय या बोर्ड से 
अध्ययन विषयों के रुप में 
गणित और भौतिक शास्त्र के 
साथ , उच्चतर माध्यमिक या 

समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 
( 2 ) किसी ख्यातिप्राप्त फर्म में या 

केन्द्रीय सरकार राज्य 
सरकार के विभाग में 
अभिकलकों ( कम्प्यूटरो ) दत्त 
प्रक्रमण ( डाटां प्रोसंसिंग ) 
मशीनों के प्रचालन का तीन 
वर्ष का व्यवहारिक अनुभव । 


714 


THE GAZETIF OF INDIA 


MARCH 10 , 1979 / PHALGUNA 19 , 1900 


[ PART II - SEC. 3(i)| 


8 


11 


12 


13 


2 वर्ष 


प्रोन्नति द्वारा जिमके न हो सकने प्रोन्नति 

समूह ग विभागीय प्रोन्नति लागू नही होता 
पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ऐसे पचनैन सव्यापक और इस रूप समिति - - 
द्वार , और दोनो के न हो सकन मे कार्य कर रहे निम्न श्रेणी 
पर सीधी भर्ती द्वारा । लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी मे 1 संयुक्त निदेशक केन्द्रीय 

कम से कम आठ वर्ष नियमित अन्वेषण ब्यूरो और विशेष 
सेवा कर ली है । 

पुलिस महानिरीक्षक 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण - -- विशेष पुलिस स्थापन 

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार - - अध्यक्ष 
के विभागो मे सदृश पद धारण 2 उप निदेशक ( समन्वय ) 
करने वाले उपयुक्त अधिकारी -- सदस्य 
या ऐसे पचमैन / सब्यापक , जिन्होंने 3 उपसचिव गृह मन्त्रालय 
उस श्रेणी मे माठ वर्ष सेवा - सदस्य 
कर ली है तथा जिनके पास 4 भारत सरकार के किसी 
अभिकलको ( कम्प्यूटरो ) । मवालय विभाग का 
ई०डी० पी० मशीनो के प्रचा - निदेशक केन्द्रीय अन्वेषण 

लन का अनुभव है । न्यूरो द्वारा नामनिर्देशित 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारण किया जाने वाला 

तया तीन वर्ष से अधकि नही ऐसा अधिकारी जो 
होगी )। 

अवर सचिव की श्रेणी से 
नीचे को श्रेणी का 

न हो - सदस्य 
5 प्रशासन अविकारो 

( स्था )/ कन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो - सदस्य- सचिव 


[सं० ए-12018/2/ 77- ए० डी० ( 1 )/पर्स 1] 

सत्यदेव गुप्ता , अवर सचिव 


. 


3 . Disqulifications.- - No person , - - 


MINISTRY OF HOME AFFAIS 
New Delhi. the 24th February, 1979 


(a ) who has entered into or contracted a marriage 

with a person having a spouse living, or 


G. S. R. 365. - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules regulating method of 
recruitment to the post of Senior Machine Operator / 
Junior Machine Operator in the Central Bureau of Investi 
gation, namely : 


(b ) who having a spouse living , has entered into or 

contracted a marriage with any person shall be 
eligible for appointment to the said post. 


1 . Short title and commencement. - - ( 1 ) These rules may 
be called the Central Bureau of Investigation (Senior 
Machine Operator /Junior Machine Operator) Recruitment 
Rules, 1979 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 


Provided that the Central Government may, if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the 
marriage and there are other grounds for so doing , exempt 
any person from the operation of this rule . 


2 . Number of posts, classification and scale of pay. 
The number of posts , its classification and the scale of pay 
attached thereto , shall be as specified in columns 2 to 4 
of the Schedule hereto annexed . 


4 . Power to relax . — Where the Central Government is 
of opinion that it is necessary or expedient so to do , it 

may , by order , for reasons to be recorded in writing , 
relax any of the provisions of these rules with respect to 
any class or category of persons. 


Provided that the upper age limit, specified in column 
6 of the said Schedule may be relaxed in the case of 
persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled 
Tribes or other special categories of persons in accordance 
with the general orders issued by the Central Government 
trom time to time. 


5. Saving. -- Nothing in these rules shall affect reserva 
tions, relaxation of age limit and other concessions required 
to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled 
Tribes and other special categories of persons in accordance 
with the orders issued by the Central Government from 
time to time in this regard . 


[ sprt II - - C15 3 ( i) ] 


HTTT FIT TETT : Al 


10 , 1979/FTTT , 1900 


715 


LL 


ANNEXURE - I 


Name of the post 


Scale of pay 


No. of Classification 
post 


Age for direct 
recruits 


Educational and other qualifica 
tions required for direct recruits 


Whether 
selection 
post 
or non 
selection 
post 


3 


2 
1 


1 . Senior Machine 
Operator 


General Central Rs. 425 - 15 -500 - EB - Noo - selec - 30 years (Relaxable Essential : 
Service Group 15 -560 -20 -700 -EB - 25 - tion . for Govt. servants (i) Degree from a recognised 
C Non -Minis - 800 . 

upto 35 years) University . 
terial (Non 

The crucial ( ii) Certificate of having passed 
Gazetted ) 

date for deter- Computer Programmer s 
mining the age Course . 
limit will be the Desirable : 
closing date for Practical experience of writing 
receipt of appli- computer programmes for at 
cations from can - least 3 years . 
didates in India 
(Other than An 
damans and 
Nicobar Island 
and Laksha 
dweep ) . 


Whether age and Period of Method of recruitment In case of recruitment by pro - If a DPC exists , what Circumstances in 
educational quali - probation whether by direct recruit - motion /deputation / transfer , is its composition which UPSC is ta 
fications prescri- if any ment or by promotion / grades from which promotion / 

be consulted in 
bed for direct transfer and per - deputation / transfer to be 

making recruit 
recruits will apply centage of the made 

ment. 
in the case of 

vacancies to be filled 
promotees 

by various methods 


8 . . 


10 


12 


13 


2 years . 


Age : No 
essential qualifi 
cation : Yes 


By promotion , failing Promotion : 

Departmental Promotion Not applicable 
which by transfer on de - Junior Machine Operators Committee (Group 
putation and failing both with 5 years regular ser - C ) 
by direct recruitment . vice in the grade ; failing 1 . Joint Director/ Cen 

which Punchman / Verifier tral Bureau of Investi 
with 10 years experience of gation and Special Inspector 
Key -punching and EDP General of Police /Spe 
machines in the organisa - cial Police Establish 
tion . 

ment, - Chairman . 
Transfer on deputation : 2 . Deputy Director ( Co 
Suitable officers holding ana - ordination ) - Member . 

logous posts or Junior Ma- 3. Deputy Secretary /Mi 
chine Operators (or equi- nistry of Home Affairs 
valent posts) with 5 years - Member. 
service in the Central /State 4 . An Officer of any Mi 
Government Departments nistry /Department of 
and possessing the essential the Government of India 
qualifications prescribed for of the grade not below 
direct recruitment. (Period that of Under Secretary 
of deputation ordinarily to be nominated by 
not exceeding 3 years ). the Director /Central 

Bureau of Investiga 

tion . - Member. 
5 . Administrative Officer 

(E ) /Central Bureau 
of Investigation 
Member- Secretary . 


MUL 


12396I/78 6 


716 


THE GAZETIE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19 , 1900 


[PART II — SEC. 3 (1)] 


- 


- 


2 


3 


1 


2. Junior Machine 

Operator 


General Central Rs. 330-10-380 -EB - 
Service Group 12 - 500 - EB15 - 560 . 
C Non -Minis 
terial (Non 
Gazetted ) 


Non -selec - 30 years (Relax- (i) Higher Secondary or equi 
tion . able for Govern - valent examination passed 

ment servants from a recognised Indian 
upto 35 years ) University or Board , with 
The crucial Mathematics and Physics as 
date for det subjects of study . 
ermining the (ii) Practical experience of oper 
age limit will ation of Computers /Data 
be the closing processing machines for 3 
date for receipt years in a firm of repute or 
of application in the Central/ State Govern 
from candidates ment Department 
in India 
(other than An 
damans and 
Nicobar Island 
and Laksha 
dweep ). 


10 


11 


12 


13 


No 


2 years 


By promotion , failing Promotion : 

Departmental Promotion Not 
which by transfer on depu - Punchman /Verifiers and Lower Committee (Group C ) applicable . 

tation and failing both Division Clerks working as 1 . Joint Director /Central 
by direct recruitment . such with a minimum of 8 Bureau of Investigation 

years regular service in the and Special Inspector 
grade . 

Generalof Police/Special 

Police Establishment 
Transfer on deputation : - - Chairman . 
Suitable officers holding ana - 2 . Deputy Director (Co 
logous posts or Punchman / ordination ) - - Member. 
Verifiers with 8 ( eigrt) years 3 . Deputy Secretary / 
service in the grade in Central Ministry of Home Aff 
State Government Depart- airs – Member. 
ments and possessing ex - 4 . An Officer of any 
perience of operation of Minisrtry /Department 
Computers /EDP machines . of the Government of 
(Period of deputation ordi- India of the grade not below 
narily not exceeding 3 that of Under Secretary 
years ). 

to be nominated by 
the Director/ Central 
Bureau of Investiga 
tion . - Member . 


5 . Administrative Officer 

( E ) / Central Bureau 
of Investigation . 
- Member-Secretary . 


[No. A -12018 /2 / 77 -AD -( I) Pers . I] 

S . D . GUPTA , Under Secy . 


[ भाग II -- खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 10 , 1979/ फाल्गुन 19, 1900 


717 


( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

नई दिल्ली , 22 फरवरी, 1979 


परन्तु यह तब जब कि बहाली का आदेश देने के लिए 
सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि सेवा के उस सदस्य 
को पूर्णतया विमुक्त कर दिया गया है और निलम्बन पूर्णतया 
अन्यायोचित था । " 


व्याख्यात्मक ज्ञापन 


केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के खाते में जमा उपार्जित छुटटी के लिए 
समतुल्य नकद राशि की मंजूरी का प्रश्न कुछ समय से भारत सरकार 
के विचाराधीन रहा है । भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( व्यय विभाग ) 
ने अपने दिनांक 29- 10- 77 के का० ज्ञा० संख्या पी० 14028/ 1/ 77-ई० 
4 ( ए ) द्वारा इस सम्बन्ध में अब अनुदेश / आदेश जारी कर दिए हैं । वित्त मंत्रालय 
के उपर्युक्त का० ज्ञा० में दिए गए अनुदेशों/ आदेशो के अनुसार 30- 9- 1977 
को अथवा उसके बाद अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्रीय 
सरकारी कर्मचारी उनके खाते में जमा अजित छुट्टी की अवधि के सम्बन्ध 
में छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद धन राशि के भुगतान की प्रसुविधा 
के हकदार हैं । दिनांक 29-10- 1977 के उपर्युक्त का० ज्ञा० में दिए 
गए अनुदेशों/ प्रावधानों को 30- 9 - 1977 से भूदलक्षी प्रभाव से अखिल 
भारतीय सेवा के सदस्यों पर लागू किया गया है । इस संशोधन को भूतलक्षी 
प्रभाव दिए जाने के कारण उक्त सेवा के किसी भी सदस्य पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की सम्भावना नही है । 

[ सं० 110 19/ 40/ 77-एआईएस ( 3 ) ] 

के० एल० नेगी , अवर सचिव 


सा०का०नि० 366 . - केन्द्रीय सरकार , अखिल भारतीय सेवा अधिनियम , 
1951 ( 1951 का 61 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध राज्यो की सरकारों से परामर्श करने 
के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा ( छट्टी ) नियम , 1955 में और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: --- 
1. ( 1 ) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा ( छुट्टी ) द्वितीय 
संशोधन नियम , 1979 है । 

( 2 ) ये 30 सितम्बर , 1977 को प्रवृत्त हुए समझे जाएगे । 
2. अखिल भारतीय सेवा ( छुट्टी ) नियम, 1955 मे . . .. . 
( 1) नियम 9 में ,.. . . 
( क ) उपनियम ( 1 ) स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा 

अर्थात्: -- 
"( 1 ) कोई भी छुट्टी उस तारीख से परे मंजूर नही की जाएगी 

जिसकी कि संबंधित सदस्य को , अखिल भारतीय सेवा 
( मृत्यु तथा सेवा निवृत्त प्रसुविधाएं ) नियम , 1958 के नियम 

16 के उप-नियम ( 1 ) के अधीन सेवानिवृत्त होना है ; 
( ख ) उपनियम ( 2 ) के प्रारम्भ में आने वाले शब्दों " उपनियम 

( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , " उस सरकारी सेवक को , " 

के स्थान पर शब्द " उस सरकारी सेवक को ," रखे जाएगे ; 
(ग ) उप नियम ( 3 ) और तद्धीन स्पष्टीकरण का लोप किया जायेगा । 

( 2 ) नियम 20 क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित 
किया जाएगा , अर्थात्: -- - 

" 20 ख . छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद राशि की अदायगीः 
( 1 ) सरकार सेवा के ऐसे सदस्य को , जो 30 सितम्बर, 1977 

को या उसके पश्चात् 58 वर्ष की आयु अभिप्राप्त करके अखिल 
भारतीय सेवा ( मृत्यू तथा सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं ) ,नियम , 1958 के । 
नियम 16 के उपनियम ( 1 ) के अधीन सेवानिवृत्त होता है , स्वयंमेव 
उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख को उसके खाते में जमा उपाजित 
छुट्टी की बाबत , अधिक से अधिक एक सौ अस्सी दिन की बाबत 

छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद राशि मंजूर करेगी । 
( 2 ) उक्त उपनियम ( 1 ) के अधीन किसी सदस्य को देय छुट्टी 

वेतन के समतुल्य नकद राशि के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख 
को प्रवृत्त दरों पर, छुट्टी वेतन पर उसे अनुज्ञेय मंहगाई 
भत्ता भी होगा और वह पूर्ण व्यवस्थापन के रूप में एकमुश्त 
संदत्त किया जाएगा । 


( Department of Personnel and Administrative Reforms) 

New Delhi , the 22nd February, 1979 
G . S. R . 366. -- In exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of section 3 of All India Services Act . 
1951 ( 61 of 1951 ) , the Central Government , after consulta 
tion with the Governments of the States concerned , hereby 
makes the following rules further to amend the All India 
Services ( Leave) Rules, 1955, namely : 
__ 1 . (1 ) These rules may be called the All India Services 
(Leave ) Second Amendment Rules , 1979 . 

( 2) They shall be deemed to have come into force on 
the 30th September , 1977 . 
2 . In the All- India Services (Leave) Rules , 1955 – 
(1) in rule 9 , – 
( a) for sub - rule ( 1 ) , the following sub-rule shall be 

substituted , namely : 
"( 1 ) No leave shall be granted beyond the date 

on which a member of the Service retires 
from service under sub -rule ( 1 ) of rule 16 of 
the All India Services ( Death -cum- Retire 

ment Benefits ) Rules , 1958 " ; 
(b ) in sub -rule (2 ), for the expression " Not 

withstanding anything contained in sub -rule ( 1) 
a member of the Service " occurring at the 
beginning , the following shall be substituted . 

namely : 
“ A member of the Service ," ; 
(c) sub - rule (3) and the Explanation thereunder 

shall be omitted ; 
( 2 ) after rule 20A , the following rule shall be 

inserted , namely : 
"20B. Payment of Cash Equivalent of Leave Salary . 

(1 ) The Government shall suo -moto sanction 
to a member of the Service who retires from 
the service under sub -rule ( 1 ) of rule 16 of the 
All India Services (Death -cum -Retirement 
Benefits) Rules, 1958, having attained the age 
of 58 years on or after the 30th September , 


( 3 ) इस नियम के अधीन छुट्टी-वेतन के समतुल्य नकद राशि 

की संगणना करते समय उसमें नगर प्रतिकरात्मक भत्ता और 
__ गृह भारक भत्ता सम्मिलित किया जाएगा । 
( 4 ) इस प्रकार निकाले गए नकद समतुल्य में से पेंशन और अन्य 

सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के समतुल्य पेंशन सम्बन्धी कोई कटौती 

नहीं की जाएगी । 
( 5 ) सेवा का वह सदस्य , जो निलम्बनाधीन होते हुए , अनिवार्य 

सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करके सेवानिवृत्त हो जाता है , 
उसे उसकी अधिवर्षिता की तारीख की उसके खाते में जमा उपार्जित 
छुट्टी की अवधि की बाबत , उपर्युक्त उपनियम ( 1 ) के अधीन 
छुट्टी-वेतन के समतुल्य नकद राशि का संदाय किया जाएगा: 


718 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10, 1979 /PHALGUNA 19, 1900 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


- - 


- 


- - 


- 


- 


1977 , the cash equivalent of leave salary in 
respect of the period of earned leave at his 
credit on the date of his retirement, subject to 
a maximum of 180 days . 


( 2 ) The cash equivalent of leave salary payable to 

a member of the Service under sub -rule ( 1 ) 
above shall also include dearness allowance 
admissible to him on the leave salary at the 
rates in force on the date of retirement, and 
it shall be paid in one lump sum , as a one 
time settlement . 


New Delhi, the 28th February, 1979 
G . S . R. 367 . -- In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules further to amend the Indian 
Statistical Service Rules, 1961, namely : 
___ 1. ( 1 ) These Rules may be called the Indian Statistical 
Service (Amendment ) Rules , 1979 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette , 

2 . In Schedule II to the Indian Statistical Service Rules , 
1961, in Part II , in clause 5 , for the figure and word “ 26 
years " , the figure and word " 28 years " shall be substituted. 

[ File No . 11011 / 1 / 79 - ES] 


(3 ) The city compensatory allowance and the 

house rent allowance shall not be included in 
calculating the cash equivalent of leave salary 
under this rule . 


( 4 ) From the cash equivalent so worked out no 

deduction shall be made on account of pension 
and pensionary equivalent of other retirement 

benefits . 
(5) A member of the Service who retires from 

service on attaining the age of compulsory 
retirement while under suspension shall be paid 
the cash equivalent of leave salary under sub 
rule ( 1 ) above in respect of the period of earned 
leave at his credit or the date of his super 
annuation , provided that in the opinion of the 
authority competent to order reinstatement, the 
member of the Service has been fully exonera 
ted and the suspension was wholly unjustified " .. 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


The Government of India have had under consideration 
for some time the question of grant of cash equivalent 
for unutilised earned leave at the credit of the Central 
Government employees. The Ministry of Finance (Depart 
ment of Expenditure ) Government of India have now 
issued instructions /orders in this regard vide their Office 
Memorandum No . P . 14028 / 1 / 77 - E. IV( A ), dated 29 - 10 - 77 . 
According to the orders / instructions contained in the 
Ministry of Finance aforesaid office Memorandum , the 
Central Government employees are now entitled to the 
benefit of cash payment equivalent of leave salary in respect 
of the period of earned leave at their credit at the time 
of retirement on superannuation on or after 30 - 9 -1977, 
the instructions / provisions contained in the said Office 
Memorandum dated 20 - 10 - 1977 have been extended to the 
members of the All India Services retrospectively from 
30 - 9 - 1977 . No members of the Service is likely 
affected adversely on account of this amendment being 
given retrospective effect. 


सा० का० नि० 36 8. - राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियम , 
1961 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
अर्थात् : - - 

__ 1. ( 1 ) इन नियमों का नाम भारतीय सांख्यिकीय सेवा ( संशोधन ) 
नियम , 1979 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगे । 

2. भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियम, 1961 की अनुसूची II के 
भाग II खण्ड 5 में विद्यमान अंक तथा शब्द “ 26 साल " के स्थान 
पर अंक तथा शब्द " 28 साल " रखे जायेगे । 

[ सं० 11011/ 1/ 79-ई० एस०] 

दिनेश चन्द्र मिश्र , उप- सचिव 
G .S .R . 368. — In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution, the Presi 

hereby makes the following rules further to amend 
the Indian Economic Service Rules , 1961 , namely : - - 
___ 1. ( 1 ) These Rules may be called the Indian Economic 
Service ( Amendment ) Rules , 1979 . 
__ ( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette . 

2 . In Schedule II to the Indian Economic Service Rules, 
1961 , in Part II, in clause 5 , for the figure and word " 26 
years, the figure and word " 28 years ” shall be substituted . 

[ File No. 11011 / 1 / 79 - ES ] 

D . C . MISRA , Dy. Secy . 
नई दिल्ली , 28 फरवरी , 1979 
सा० का० नि० 369. - भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग ) नियम , 1954 
के नियम 4 के उपमियम ( 1 ) और उप -नियम ( 2 ) के प्रथम परन्तुक 
के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम , 1951 ( 1951 का 
61 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार मणिपुर-त्रिपुरा सरकारों के परामर्श से , भारतीय 
पुलिस सेवा ( संवर्ग संख्या का निर्धारण ) विनियम , 1955 में और आगे 
संशोधन के लिए एतद्धारा निम्नलिखित विनियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा ( सवर्ग 
संख्या का निर्धारण ) पहला संशोधन विनियम , 1979 है । 

( 2 ) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त 
होंगे । 

2. भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग संख्या का निर्धारण ) विनियम , 
1955 के साथ संलग्न अनुसूची में त्रिपुरा की प्रविष्टियों में उप - शीर्ष 
" मणिपुर -त्रिपुरा " के नीचे दी गई प्रविष्टि : - - 

_ " अपर पुलिस अधीक्षक ( अपराध ) " के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात् : - - " पुलिस अधीक्षक ( अपराध ) " 

[ सं० 351/79 - प्र० भा० से ० ( II )-क ] 


[ No . 11019 / 40 / 77- AIS(III) ] 
K . L . NEGI, Under Secy . 


नई दिल्ली , 28 फरवरी , 1979 
सा० का० नि० 367. - राष्ट्रपति सविधान के अनुच्छेद 309 के पन्न्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आर्थिक सेवा नियम , 
1961 में और सशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
अर्थात् : 


1. ( 1 ) इन नियमों का नाम भारतीय आर्थिक सेवा ( संशोधन ) 
नियम , 1979 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 

2. भारतीय आर्थिक सेवा नियम 1961 की अनुसूची II के 
भाग II खण्ड 5 में विद्यमान अंक तथा शब्द " 26 साल " के स्थान पर 
अंक तथा शब्द “ 28 साल " रखे जायेंगे । 


[ सं० 11011/1/ 79- ई०एस०] 


[ भाग H --- खण्ड 3 (i )] 


भारत का राजपत्र : मार्च 10, 1979/फाल्गुन 19, 1900 


719 


New Delhi, the 28th February , 1979 
G . S . R . 369 . - In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 3 of the All India Services Act, 
1951 ( 61 of 1951 ) , read with sub -rule ( 1 ) , and the first 
proviso : to sub- rule ( 2 ) , of rule 4 of the Indian Police 
Service ( Cadre ) Rules, 1954 , the Central Government in 
consultation with the Governments of Manipur and Tripura 
hereby makes the following regulations further to amend the 
Indian Police Service ( Fixation of Cadre Stength ) Regula 
tions 1955 , namely : 
( 1 ) These regulations may be called the Indian Police 

Service ( Fixation of Cadre Strength ) First Amend 

ment Regulations , 1979 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

ſi publication in the official Gazette. 
2 . In the Schedule to the Indian Police Service ( Fixation 
of Cadre Strength ) Regulations, 1955 , under the heading 
Manipur - Tripura for the existing entry against Tripura , 
namely : 
__ " Additional Superintendent of Police ( Crime ) " the follow 
ing entry shall be substituted , namely : 
" Superintendent of Police (Crime)”. 

[ No . 351 /79- AIS(II )- A ] 
सा० का० नि० 370 . - भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियम , 
1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम , 
1951 ( 1951 का 61 ) की धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मणिपुर और त्रिपुरा सरंकारों 
की सहमति से भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियम , 1954 में और आगे 
संशोधन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-- 
___ 1. : ( 1 ) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) 
दूसरा संशोधन नियम 1979 है । 

( ३) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


2 . भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियम , 1954 के साथ संलग्न 
अनुसूची- III के शीर्ष " ख - राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा 
ज्येष्ठ काल वेतनमान में वेतन वाले पद जिनके अन्तर्गत काल वेतनमान 
में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी है " के नीचे सारणी 
में प्रथम स्तम्भ में आने वाली उप- प्रविष्टि "त्रिपुरा " नीचे प्रविष्टि 
" मणिपुर-त्रिपुरा , और द्वितीय स्तम्भ की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि के नीचे 
दी गई प्रविष्टि "अपर पुलिस अधीक्षक ( अपराध ) " के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :--- “ पुलिस अधीक्षक ( अपराध ) " 

[ सं० 351/ 79-अ० भा० से० ( II ) ख ] 

साधूराम वर्मा, डेस्क अधिकारी 
G . S . R . 370 . - In exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of section 3 of the All India Services Act , 
1951 (61 of 1951 ) . read with rule 11 of the Indian Police 
Service ( Pay ) Rules , 1954 , the Central Government hereby 
makes the following rules further to amend the Indian Police 
Service ( Pay ) Rules , 1954, namely : 
( 1 ) These rules may be called the Indian Police Ser 

vice ( Pay ) Second Amendment Rules, 1979 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
2 . In Schedule III to the Indian Police Service ( Pay ) 
Rules, 1954 under the heading “ B -Posts carrying pay in 
senior scale of IPS under the State Governments, includ 
ing posts carrying special pays in addition to pay in the time 
scale " in the table under the sub -heading " Tripura , against 
the entry " Manipur - Tripura ” occurring in the first column 
and the corresponding entries in the second column for the 
existing entry namely : 


“ Additional Superintendent of Police (Crime )” the 
following entry shall be substituted, namely : -- 

[ No . 351 / 79- AIS(II )- B ] 
S. R. VERMA, Desk Officer 


उद्योग मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 


नई दिल्ली , 20 फरवरी, 1979 


. 
) 


सा० का० नि0 371 . - - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक विकास 
विभाग ) में अभिलेखपाल के पद /पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमत करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्: - - 

1: संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः -~ ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक विकास विभाग अभिलेखपाल भर्ती नियम, 1979 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
लागू होना : - ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ में विनिर्दिष्ट पद/ पदों को लागू होंगे । 

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :- - उक्त पद/ पदों की संख्या, उसका/ उनका वर्गीकरण और उसका उनके वेतनमान वह होगा जो इससे उपाबद्ध अनुसूची 
के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु-सीमा और अर्हताए आदि :- - उक्त पद / पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु -सीमा, अर्हताए और उससे उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी 
जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निर्हताएं :-- वह व्यक्ति :- - 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 
अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


720 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10, 1979 /PHALGUNA 19, 1900 


[ PART II - SEC. 3(i) ] 


5. नियम शिथिल करने की शक्ति : - - जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें 
लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत , आदेश द्वारा 
शिथिल कर सकेगी । 


6. व्यावृत्ति : -- इन नियमों की कोई भी बात प्राय सीमा शिथिल करने और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस 
संबंद्ध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंद्ध करना 
अपेक्षित है । 


अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


चयन पद अथवा सीधे भर्ती किए जाने सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
अचयन पद वाले व्यक्तियों के के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 

लिए आयु-सीमा 


3 


6 


अभिलेखपाल 


लागू नही होता 


लागू नहीं होता 


2 साधारण केन्द्रीय सेवा , 225- 5- 260 - 6- 290 - चयन 
समूह " ग " अराजपत्रित दरो० - 6 - 308-रु० 

( लिपिकवर्गीय ) 


सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की अवधि भर्ती की पद्धति /भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण प्रोन्नति समिति है तो उसकी भर्ती करने में किन 
वाले व्यक्तियों के यदि कोई हो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां संरचना 

परिस्थितियों में संघ 
लिए विहित आयु स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति / 

लोक सेवा आयोग 
और शैक्षिक अर्हताएं पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली स्थानान्तरण किया जाएगा । 

द्वारा परामर्श किया 
प्रोन्नति की दशा में रिक्तियों की प्रतिशतता 

जाएगा 
लागू होगी या 
या नहीं 


- - - - - 


8 


10 


12 


13 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


प्रोन्नति द्वारा 


दफ्तरियों ( चयन और साधारण समूह ( ग) विभागीय प्रोन्नति लागू नहीं होता 

श्रेणी दोनों ) और अभिलेख समिति : 
छंटाईकार ( समूह घ ) 1. उप सचिव (डी० पार ) 
में से प्रोन्नति द्वारा जिनके पास - - अध्यक्ष 
निम्नलिखित अर्हताएं हैं :- - 2. उप - सचिव ( सर्तकता ) 
प्रावश्यक : 

- - सदस्य 
मिडिल पास और दफ्तरी 3 . अवर सचिव (स्था० ) 

( साधारण श्रेणी के रूप में कम - - सदस्य - सचिव 
से कम छह वर्ष की सेवा या 4. अवर सचिव ( प्रशा० ) 
दफ्तरी ( चयन श्रेणी ) या वाणिज्य मंत्रालय - - बाहरी 
अभिल छंटाईकार ( समूह सदस्य 
घ ) के रूप में कम से कम चार 

वर्ष की सेवा 
वांछनीय : 
अंग्रेजी और/ या हिन्दी में दैनिक 
लिपिकवर्गीय कार्य कर 
सकता हो । 


[फा० स० ए-120 18/1/ 78-ई०- 2] 


721 


[ *rr*t II -LES 3 (i) ] 


WTTTT FT TNTZ 


ATE 10 , 1979 FTT 19, 1900 


( a ) who has entered into or contracted , a marriage 

with a person having a spouse living , or 


( b ) who , having a spouse living , has entered into or 

contracted , a marriage with any person , 


shall be eligible for appointment to the said post . 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Lepartment of Industrial Development) 

New Delhi, the 20th February , 1979 
G .S . R . 371 .- In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating the method 
of recruitment to the post of Record Keeper in the 
Ministry of Industry (Department of Industrial Develop 
ment), namely : 

1. Short title and commencement. -( 1) These rules 
may be called the Department of Industrial Development 
(Record Keeper ) Recruitment Rules, 1979 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2 . Number of posts , classification and scale of pay . 
The number of said post, its classification and the scale 
of pay attached thereto shall be as specified in columns 
2 to 4 of the Schedule annexed to these ruleg. 

3 . Method of recruitment, age limit , qualifications , etc. 
The method of recruitment, age limit , qualifications and 
other matters relating to the said post shall be as specified 
in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid . 

4 . Disqualifications. — No person ,--- 


Provided that the Central Government may , if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the 
marriage and that there are other special grounds for 
doing so , exempt any person from the operation of this 
rule . 


5 . Power to relax . - - Where the Central Government is 
of opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may , by order and for reasons to be recorded in writing , 
relax any of the provisions of these rules with respect to 
any class or category of persons or posts. 


6 . Saving . – Nothing in these rules shall affect reserva 
tions relaxation of age limit and other conecessions 
required to be provided for the persons belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special 
categories in accordance with the orders issued by the 
Central Government from time to time in this regard . 


SCHEDULE 


Name of post 


No . of 


Classification 


Scale of pay 


posts 


Whether 
selection 
post or Non 
selection 


Age for direct Minimum educatioral and other 
recruits 

qualification required for direct 
recruits 


post 


4 


Record keeper 


MASA 


Record Keeper 


2 


Not applicable 


Not applicable 


3 

5 
General Central Rs. 225- 5 - 260 -6-290 . Selection 
Service Group EB -6 - 308 
C Non 
Gazetted 
(Ministerial) 


8 


12 


Whether age and Period of Method of recruitment, In case of recruitment by fro - If a Departmental Pro - Circumstances 
other qualifica - probation , whether by direct recruit - motion /deputation / transfer , motion Committee exisis, in which Union 
tions prescribed if any ment or by promotion or grades from which promotion / what is its composition Public Service 
for direct recruits by deputation / transfer and transfer /deputation to be 

Commission is 
will apply in the percentage of the vacancies made 

to be consulted 
case of promotees to be filled by various 

in making 
methods 

recruitment 
9 10 11 

13 
Not applicable 2 years By promotian 

Promotion from amongst Daf- Group C 

Not applicable 
tries (both Selection as well Departmental Promo 
as ordinary Grade ) and Re tion Committee : 
cord Sorters (Group D ) 1 . Deputy Secretary (DR ) 
having the following quali- -- Chairman . 
fications : 

2 . Deputy Secretary (Vig) 
Essential : 

- Member . 
Middle Pass and Minimum ser - 3. Under Secretary (Estt.) 

vice of six years as Daftry Member Secretary . 
( ordinary Grade) of four 4 . Under Secretary ( Adm .) 
years as Daftry (Selection Ministry of Commerce. 
Grade ) or Record Sorter - (Outside Member ) 

(Group D ). 
Desirable : 
Capable of handling routine 
clerical job in English and / 
or Hindi . 


[No . A - 12018 ( 1) /78- E - II ] 


722 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19, 1900 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


नई दिल्ली , 27 फरवरी , 1979 


सा० का०नि० 372 -- - राष्ट्रपति , सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, सहायक निदेशक अनुसंधान अधिकारी 
के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : - -- 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - - ( 1 ) इन नियमों का नाम अनुसंधान अधिकारी ( भर्ती) नियम , 1979 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2 . पद-सख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : -- उक्त पद की सख्या , उमका वर्गीकरण और वेतनमान वे होगे जो इमसे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 
से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु सीमा और अन्य अर्हताएं : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , प्रायु -सीमा , अर्हताएं और उसमे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो 
पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 
4 . निरर्हताएं : - वह व्यक्ति --- 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो ; 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है 
और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. नियम शिथिल करने की शक्ति : - - जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं 
उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा , 
शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति : - - इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों प्रायु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस सम्बन्ध में समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियो के लिए 
उपबन्ध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 
अनुसंधान अधिकारी के पद के लिये भर्ती नियम 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पद की 
संख्या 


चयन पद अथवा सीधे भर्ती किए जाने भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
अचयन पद वाले व्यक्तियों के लिए लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 

प्राय-सीमा 


23 


__ 
5 


6 


अनसंधान अधिकारी 


चयन 


4 साधारण केन्द्रीय सेवा 700- 40- 900-द० रो०- 

समूह क राजपत्रित , 40- 1100- 50 
अलिपिकवर्गीय 

1300 रु० 


35 वर्ष से अधिक नहीं आवश्यक : 

( सरकारी सेवकों के ( i ) किसी मान्यता प्राप्त विश्व 
लिए 5 वर्ष तक विद्यालय से सांख्यिकी / संत्रिया - . 
शिथिल की जा त्मक अनुसंधान / गणित 
सकती है ।) 

अर्थशास्त्र वाणिज्य में कम से . 
टिप्पण : अायु-सीमा कम द्वितीय श्रेणी में मास्टर 

अवधारित करने के उपाधि या समतुल्य । 
लिए निर्णायक ( ii ) किसी सरकारी विभाग या 
तारीख , भारत में किसी मान्यताप्राप्त संस्था 
रहने वाले अभ्य में आर्थिक और सांख्यिकीय 
थियों से ( उनसे भिन्न अांकड़ों के विश्लेषण अन 
जो अन्डमान और संधान अन्वेषण और निर्वचन 
निकोबार द्वीप समूह का 5 वर्ष का अनुभव । 
में रहते है ) आवे- टिप्पण :---- 1. अर्हताएं , अन्यथा 
दन प्राप्त करने के सुअहित अभ्यर्थियो के मामले 
लिए नियत की गई में सध लोक सेवा आयोग के 
अंतिम तारीख होगी । विवेकानुसार शिथिल की जा 

सकती है । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i)] 


भारत का राजपत्र : मार्च 10, 1979/ फाल्गुन 19 , 1900 


723 


- 


- 


- 


%3 


A 


mer - n . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 7 - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


टिप्पणी : - - 2. अनुभव संबंधी 

अर्हता ( अर्हताएं ) , संघ लोक 
सेवा प्रायोग के विवेकानुसार 
अनुसूचित जातियों और मन 
सूचित जनजातियों के अभ्य 
थियों के मामले में उस दशा 
में शिथिल की जा सकती है । 
हैं , जब कि चयन के किसी 
प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय हो कि 
इनके लिए प्रारक्षित रिक्त 
स्थानों के लिए अपेक्षित अनु 
भव रखने वाले इन समदायों 
के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में 

उपलब्ध नहीं हो सकेंगे । 
वांछनीय : औद्योगिक विकास विनि 

यमन अधिनियम और प्रौद्यो 
गिक नीति संबंधी अनुभव 

ज्ञान । 
सीधे भर्तीकिए जाने परिवीक्षा की भर्ती की पद्धिति / भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण यदि विभागीय प्रोन्नति समिति भर्ती करने में किन 
वाले पक्तियों के प्रवधि , यदि कोई या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वें श्रेणियां है तो उसकी संरचना परिस्थितियों में संघ 
लिए विहित प्रायु और हो स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति / स्था 

लोक सेवा प्रायोग से 
शैक्षिक अर्हताएं पद्धितियों द्वारा भरी जाने वाली नान्तरण किया जायेगा । 

परामर्श किया जाएगा 
प्रोन्नती की दशा में 

रिक्तियों की प्रतिशतता 
लागू होंगी या 


नही । 


10 


11 


12 


13 


प्राणु नही दो वर्ष प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हो सकने प्रोन्नति : 

विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति , सीधी भर्ती 
शैक्षिक 

पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के ऐसा अन्वेषक जिसने उस श्रेणी में निम्नलिखित होंगे : - -- और समूह ख अधिकारी 
अर्हता --- जो स्तम्भ 11 

न हो सकने पर मीधी भर्ती द्वारा में पांच वर्ष नियमित सेवा कर ( i ) अध्यक्ष/ सदस्य, को प्रतिनियुक्ति पर 
में उपदर्शित हैं उसके 

ली है और जसके पास ऐसी संघ लोक सेवा आयोग नियुक्त करते समय 
अनुसार 

उपाधि हो जिसमें सांख्यिकी 

___ - अध्यक्ष संध लोक सेवा 
गणित अर्थशास्त्र / वाणिज्य ( ii ) संयुक्त सचिव आयोग से परामणं 
एक विषय रहा हो । 

( प्रशा० ) - सदस्य आवश्यक है । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (iii ) संयुक्त सचिव 
केन्द्रीय सरकार के अधीन सदृश ( विषय से संबंधित ) 
पद धारण करने वाले अधि 

-- - सदस्य 
कारी, या ऐसे अधिकारी , 
जिन्होंने 650- 1200/ 
550- 900 रु० या समतुल्य 
वेतनमान में क्रमशः 3/ 5 
वर्ष सेवा कर ली है औरजिनके 
पास स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के 
के लिए विहित शैक्षिक अर्ह 
ताएं तथा अनुभव हैं । ( प्रति 
नियुक्ति की अवधि साधारण 
तया 3 वर्ष से अधिक नहीं 
होगी ) । 

[ सं० ए०- 12018 ( 1 ) 177 ई० 1] 

चा० ना० सुब्रमणियन , अवर सचिव 
New Delhi , the 27th February , 1979 

2 . Number of posts , classification and scale of pay . - - The 
number of the said post , its classification and the scale of 

pay attached thereto , shall be as specified in column 2 to 4 
G . S . R . 372 . - In exercise of the powers conferred by the 

of the Schedule hereto annexed . 
proviso to article 309 of the Constitution , the President 

makes the following rules to regulate the recruitment ____ 3. Method of recruitment, age limit and other qualifica 
to the post of Assistant Director / Research Officer namely : 

tions. - The method of recruitment , age limit , qualification 

and other matters relating to the said post shall be specified 
1 . Short title and commencement . --- ( i ) These rules may 

in columns 4 to 13 of the schedule aforesaid . 
be called the Research Officer (Recruitment) Rules, 1979 . 

4 . Disqualifications. - No person, 
(ii ) They shall come into force on the date of publication 

( a ) who has entered into or contracted a marriage with 
in the Official Gazette . 

a person having a spouse living, or 
1239 GI / 78 - 7 


- 


- 


- 


- 


724 


THE GAZETIE OF INDIA 


MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19 , 1900 


[PART 11 - SEC . 3 (1) ] 


may , by order, for reasons to be recorded in writing, and 
in consultation with the Union Public Service Commission , 
relax any of the provisions of these rules with respect to 
any class or category of persons 


(b ) who , having a spouse living, has entered into oi 

contracted a marriage with any other person , shali 
be eligible for appointment to the said post, pro 
vided that the Central Government may , if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other 
party to the marriage and there are other grounds 
for so doing , exempt any person from the opera 
tion of this rule . 


6 Saving - - Nothing in these rules shall affect reserva 
tions, relaxation of age limit and other concessions required 
to be provided for the Schedule Castes and the Scheduled 
Tribes and other special categories of persons in accordance 
with the orders issued by the Central Government from 
time to time in that regard 


5 . Power to relax . - Where the Cential Government is of 
the opinion that it is necessai y or expedient so to do it 


SCHEDULE 
Recruitment Rule for the post of Research Officer 


Name of Post 


No of 
Post 


Classification 


Scale of Pay 


Age limit for 
Direct Recruits 


Educational and othei qualifica . 
t ions required for Direct 
recruits 


Whether 
Selection 
Post or 
Non 
Selection 
Post 


Research Officer 


Selection 


General Central Rs 700 _ 40 _-900 - EB - 
Service Group 40 - 1100 - 50 - 1300) 
" A ” Gazetted 
Non -Ministerial 


Fssential 
(1) At least Second Class Master s 

Degi ee in Statistics /Opera 
tions Research /Mathematics/ 
Fconomics / Commerce of a 
recognised University or 
equivalent 


Not exceeding 
35 year , (Relax - 
able for Govt 
Servants ur 
to 5 years) 
NOTE . The cru 
cial date for de 
termining the 
age limit shall 
be the closing 
date foi receipt 
in India (other 
than those in 
Andaman and 
Nicobai Island ) 


( 11) S years experience of ana 

lysis / research /investigation & 
interpretation of economic and 
statistical data in a Govern 
ment Department or a recog 

nised Institution 
NOTE 1 Qualifications are 

relaxable at the discre 
tion of the Union 
Public Service Commis 
sion in case of candi 
dates otherwise well 

qualified 
NOTE 2 The Qualification (s ) 

regarding experience is / 
are relaxable at the 
discretion of the Union 
Public Service Com 
mission in the case of 
candidates belonging to 
the Scheduled Castes 
and Scheduled Tribe , if , 
atany stage of selection 
the Union Public Ser . 
vice Commission is of 
the opinion that suffi 
cient number of candi 
dates from these com 
munities possessing the 
requisite experience are 
not likely to be avail 
able to the vacancies 

reserved for them 
Desirablc . com 
Experience of dealing with / 

knowledge of Industrial 
Development Regula 
lation Act and Indus 
trial Policy 


[ भाग II - - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्रः मार्च 10 1979/ फाल्गुन 19, 1900 


725 


whether age & .. Period of 
educational quali - Probation 
fications prescribed if any . 
for direct recruits 
will apply in the 
caselof promiteas 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


10 


Two years 


Ags.- - No 
Educational quali 
fication to the 
extent indicated in 
Col. 11 . 


Method of recruitment In case of recruitment by pro - If a DPC exists, what is . . Circumstances . 
whether by direct motion deputation / trne.sfer its composition . in which UPSC 
rectt . of or by deputa - grades from which promo 

is to be con 
tion/ transfer & per _ tion/ deputation/ transfer 

sulted in making 
centage of the vacan - to be made 

recruitment. 
cies to be filled by 
various methods 

11 

12 

13 
By promotion failling Promototion : 

Departmental Promotion Consultation 
which by transfer on Senior Investigator with five Committee consisting with the UPSC 
deputation and failing years regular service in of: 

necessary while 
both by direct recruit - the grade and possessing (i ) Chairman /Member making Promo 
ment. 

at least a Degree with Union Public Service tion , Direct Re 
Statistics/ Mathematics / Eco 

Commission cruitment and 
nomics /Commerce as one 

- Chairman. appointing a 
of the subject. 

(ii ) Joint Secretary Group 
Transfer on deputation : 

( Admn.) - Member . Officer on 
Officers under the Central ( ii ) Joint Secretary ( Deal - Deputation. 
Government holding ana ing with the subject) 
logous posts or with 3 /5 

- Member . 
years service in posts in 
the scale of Rs. 650 - 1200 / 
550 -900 /- or equivalent 
respectively and possessing 
educational qualifications 
and experience prescribed 
for direct recruits in Col . 7 . 


( Period of deputation shall 

ordinary not exceed 3 
years). 


[ No. A -12018(1)/77- E.I. ] 


C . N . SUBRAMANIAN , Under Secy . 


- - 


- 


DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY 

New Delhi , the 26th February , 1979 


G . S. R . 373. ---In exercise of the powers conferred by the 
proviso to Article 309 of the Constitution , the President hereby 
makes the following rules further to amend the Survey of India 
" Class I Recruitment Rules, 1960 " , namely : 

1. (1) These rules may be called the Survey of India 
" Class I Recruitment” (Amendment) Rules, 1979 and 

(2 ) They shall come into force on the date of their publica 
tion in the Official Gazette . 


विज्ञान और औद्योगिक विभाग 

नई दिल्ली , 26 फरवरी , 1979 
सोका०नि० 373 -- राष्ट्रपति , संविधान , के अनुच्छेद 309 के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय सर्वेक्षण “ वर्ग 1 
भर्ती नियम , 1960 " में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम 
बनाते हैं , अर्थात्: 

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम भारतीय सर्वेक्षण “वर्ग 1 भी ( संशो 
धन नियम , 1979 " है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2 भारतीय सर्वेक्षण “वर्ग 1 भर्ती नियम, 1960 " के परिशिष्ट 1 
में , पैरा 2 के उपपरा ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : --- 

“ ( 1 ) इंजीनियर अधिकारियों के कौर और सीधे भर्ती किए 
गए सिविलियनों , की , जिसके अन्तर्गत गणित सलाहकार और ज्येष्ठ 
वैज्ञानिक अधिकारी भी है , प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, सर्वेक्षण 
अधीक्षक के पद को अचयन पद माना जाएगा और अधिष्ठायी 
प्रोन्नतियां इन प्रवर्गों के अधिकारियों की ज्येष्ठता और योग्यता के 
आधार पर की जाएंगी । प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, ज्येष्ठता के 
विषय में गणित सलाहकार और ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के साथ 
वही व्यवहार किया जाएगा जो इन नियमों के नियम 22 के खण्ड 
( ग ) के उपखण्ड ( ii ) के उपबन्धों के अनुसार सिविलियन सीधे 
भतीं किए गए सिविलियनों के साथ किया जाता है । " 

[ फा० सं० 1 ( 59 )/ 76-एसएमपी 1 ] 
टी० एल० विश्वनाथन , अवर सचिव 


___ 2. In Appendix I to the Survey of India " Class I Recruit 
ment Rules , 1960 " , for sub -paragraph ( 1 ) of paragraph 2 , the 
following shall be substituted , namely : 
" ( 1 ) The post of Superintending Surveyor will be treated 

as " Non- selection " post for the purpose of promotion 
of Corps of Engineer Officers and the civilian direct 
recruits including Mathematical Adviser and Senior 
Scientific Officer and substantive promotions will be 
made on the basis of seniority - cum - fitness of these 
categories of officers. For the purpose of promotion , 
the Mathematical Adviser and Senior Scientific Offi 
cer will be accorded the same treatment in the matter 
of seniority as the civilian direct recruits in accord 
ance with the provisions of sub -clause (ii) of clause 
( c ) of rule 22 of these rules ". 

[ F. No . 1 ( 59 ) / 76 -SMP I] 
T . L. VISWANATHAN, Under Secy . 


726 


THE GAZETTF OF INDIA : MARCH 10. 1979 /PHALGUNA 19, 1900 


[ PART II - SEC . 3( ) ] 


- 


- 


line 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय 


(स्वास्थ्य विभाग ) 


नई दिल्ली , 13 फरवरी , 1979 


सा०का०नि० 374. - --संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा डा . राम मनोहर लोहिया 
अस्पताल एवं नसिंग गह, नई दिल्ली में समूह ध पदों पर भर्ती की पद्धति को विनिमत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् :- - 


1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ : -- 1. इन नियमों का नाम डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल एवं नर्सिग गृह ( समूह घ ) भर्ती नियम , 1979 है । 


2 ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि को लागू होगे । 


2 . लागू होना - - ये नियम इन नियमो मे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदो को लागू होगे । 


3. सख्या , वर्गीकरण तथा बेतनमान : - - पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 में निदिष्ट 


4 भर्ती की विवे, आयुमोमा, महतायें प्रादि --- - उक्त पदों पर भर्ती को विधि , प्रायु सीमा, प्रहंताएं तथा अन्य बात वही होगी जैमा कि उक्त अनुसूची के 
स्तम्भ 6 से 14 में निर्दिष्ट है । 


5. अनर्हता ----कोई व्यक्ति ,-- - 


( क ) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता /करती है अथवा विवाह की सविदा करता /करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो , अथवा 
( ख ) जो व्यक्ति एक पति / एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता करती है अथवा विवाह की मविदा करता/करती है , 

सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं है | होगा : 


परन्तु केन्द्रीय मरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन 
अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं , किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है । 


6 छूट देने की शक्ति :- - जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहा वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श 
से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है । 


7 . व्यावत्ति : - -- इस संबध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किये गये आदेशो के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों 
के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किमी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


अनुसूची 


- 


- 


- 


- 


1 


- 


1 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-A1 


- m 


i 


nen 


- 


a 


- 


- 


- 


- 


- 


www 


- san 


पदनाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


क्या सेलेक्शन 
पद प्रथया गैर 
सेलेक्शन पद 


मीधी भर्ती के 
लिए आयु 


सीधी भर्ती के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक तथा 
अन्य अर्हताएं 


- 


- - 


- 


- 


1 


बटलर 


बटलर 


चयन 


सामान्य केन्द्रीय 
सेवा समूह घ 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


210-- 4- 250 
दरो० - 5 - 270 
रुपये 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 10, 1979/ फाल्गुन 19, 1900 


727 


- 


- 


and 


क्या पदोन्नति से रखे परिवीक्षी की अवधि भर्ती का तरीका सीधी भर्तीद्वारा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या यदि विभागीय पदोन्नति परिस्थितियां जिनमें 
माने वाले उम्मीदवारो यदि कोई हो या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के समिति है तो उसका क्या भर्ती के लिए संघीय 
के मामले में सीधी स्थानान्तरण के द्वारा तथा मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति गठन है 

लोक सेवा आयोग से 
भर्तीकिए जाने वाले विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने या प्रतिनियुक्ति या स्थानारतण 

परामर्श लिया जाता . 
व्यक्तियों के निर्धारित 

वाले पदों की प्रतिशतता किया जाना है 
प्राय और शैक्षिक 
प्रहंताएं लाग होंगी 


- 


- 


- 


- 


- 


10 


11 


12 


13 


AND 


- 


- 


- 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


पदोन्नति द्वारा 


लागू नहीं होता 


इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा वाले 
बैरामों और खिदमतगारों से । 


अध्यक्ष - - वरिष्ठ सर्जन 
वरिष्ठ चिकित्सक 
सदस्य - - संबंधित 
विभागाध्यक्ष 
सदस्य - मुख्य प्रशासनिक 
अधिकारी 
सदस्य -- - स्वास्थ्य सेवा 
महानिदेशालय के उप 
निदेशक प्रशासन दिल्ली 
नई दिल्ली स्थित इस 
निदेशालय के किसी अन्य 
संस्था के प्रशासनिक 
अधिकारी - दो 

-~- ~ ~~~ ~ -~~-~-- 


---- -- - - - - 


- - ---- -- - 


- - - ------ ------------------ ------ - ---- ------------------ ---- -- ---------- ---- - 


aana - 


n 


a 


- 


- 


- - - --- -- 


___ 1 


5 


___ ------ - - - 
2 

3 
गैस्टैटनर 


- 


on 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


नान- सेलेक्शन 


सामान्य केन्द्रीय 
सेवा समूह " " 


210 - 4 - 250 
दरो०- 5- 270 रुपये 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


- 


- 


A 


Jan 


- 


- 


----- --- -- - -------------- - - - 


- -- - ---- - - -- - ---- -- --- - - - -- --- - 


- 


- 


un 


am 


- 


- 


- 


- 


-- --- - --------- ---- 


- 


- 


- 


- 


~ 


10 


11 


12 


13 


14 


10 
दो वर्ष 


Aasu 


मागू नहीं होता 


पदोन्नति द्वारा 


लाग नहीं 


इस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा वाले 
दफ्तरियों से पदोन्नति 


अध्यक्ष - - वरिष्ठ सर्जन ! 
वरिष्ठ चिकित्सक 
सदस्य - - संबंधित 
विभागाध्यक्ष 
सदस्य - मुख्य प्रशासनिक 
अधिकारी 
सदस्य -- स्वास्थ्य सेवा 
महानिदेशालय के उप 
निदेशक प्रशासन दिल्ली 
नई दिल्ली स्थित इस 
निदेशालय के किसी अन्य 
संस्था के प्रशासनिक 
अधिकारी - दो 


- 


- 


728 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19, 1900 


[ PART II - SEC. 3( 2)] 


Aria 


- - 


- 


न 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


3 लोंडी आपरेटर 


10 सामान्य केन्द्रीय सेवा 

समूह " प " 


210- 4- 226- 

दरो . नान -सेलेक्शन 
4- 250 - 

दरो० - 5 
290 रुपये 


18 से 25 वर्ष के बीच वांछनीय : प्राइमरी स्तर उत्तीर्ण के 
( सरकारी कर्मचारियो के साथ साथ इस व्यवसाय मे 
के लिए 35 वर्ष तक तीन वर्ष का अनुभव । 
शिथिलनीय ) प्रत्येक 
मामले में प्राय सीमा 
निर्धारण करने की 
निर्णायक तारीख वह 
अंतिम तारीख होगी 
जिस तारीख तक 
रोजगार कार्यालय 
से उम्मीदवार मनो 
नीत करने के लिए 
कहा गया हो । 
18 से 25 वर्ष के बीच वांछनीय 
( सरकारी कर्मचारियों प्राइमरी स्तर उत्तीर्ण 
के लिए 35 वर्ष 
तर्क शिथिलनीय ) 
प्रत्येक मामले में 
माय सीमा निर्धारण 
करने की निर्णायक 
तारीख वह अंतिम 
तारीख होगी जिस 
तक रोजगार कार्या 
लय से उम्मीदवार 
मनोनीत करने के 
लिए कहा गया हो । 


4. हैल्पर 


14 सामान्य केन्द्रीय सेवा 

समूह “ घ ” 


196- 3- 220-द . रो . लागू नहीं होता । 
3- 232-रुपये 


----- 


-- 


- - - 


- -- - - 


-- - - - ------- ------ - 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


AJA 


Lum 


R 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


पदोन्नति द्वारा जिसके न हो इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा वाले अध्यक्ष - - वरिष्ठ मर्जन 
सकने पर सीधी भर्ती द्वारा हैल्परों ( लौंड्री के ) से पदोन्नति वरिष्ठ चिकित्सक 

सदस्य - - संबंधित 

विभागाध्यक्ष 
सदस्य - - मुख्य प्रशासनिक 

अधिकारी 
सदस्य - - स्वास्थ्य सेवा 

महानिदेशालय के उस 
निदेशक प्रशासन दिल्ली / 
नई दिल्ली स्थित इस 
निदेशालय के किसी अन्य 
संस्था के प्रशासनिक 

अधिकारी -- दो 
सीधी भर्ती द्वारा लागू नहीं होता 

अध्यक्ष -- वरिष्ठ सर्जन / 

वरिष्ठ चिकित्सक 
सदस्य -- संबंधित अधिकारी 
मदस्य ---मुख्य प्रशासनिक 

अधिकारी 
सदस्य - - स्वास्थ्य सेवा 

महानिदेशालय के उप 
निदेशक प्रशासन दिल्ली / 
नई दिल्ली स्थित इस 
निदेशालय के किसी अन्य 
संस्था के प्रशासनिक 
अधिकारी - - दो 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


+ 


4 


[ भाग 


- खण्ड 3( i)] 


भारत का राजपन्न : मार्च 10 , 1979/फाल्गन 19, 1900 


729 


__ 1 


2 


56 


1 सामान्य केन्द्रीय सेवा 


5. वी . डी . मेल 

विजीटर 


196- 220-द०रो०- 3 लागू नहीं होता 
232 रुपये 


समूह “ घ ” 


18 से 25 वर्ष के बीच मिडल स्तर उत्तीर्ण 
( सरकारी कर्मचारी के 
मामले में 35 वर्ष 
तक शिथिलनीय ) 
प्रत्येक मामले में 
आय सीमा निर्धारण 
करने की निर्णायक 
तारीख वह अंतिम 
तारीख होगी 
जिस तारीख तक 
रोजगार कार्यालय 
से उम्मीदवार मनो 
नीत करने के लिए 
कहा गया हो । 


. 


- 


- 


- 


- 


___ 10 


11 


12 


___ 13 


_ 14 


- 


- 


- 


लावू नहीं होता 


दो वर्ष 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


अध्यक्ष ----वरिष्ठ सर्जन / 

वरिष्ठ चिकित्सक 
सदस्य - संबंधित 

विभागाध्यक्ष 
सदस्य मुख्य प्रशासनिक 

अधिकारी 
सदस्य - - स्वास्थ्य सेवा 

महानिदेशालय के उप 
निदेशक प्रशासन दिल्ली / 

नई दिल्ली स्थित इस 
निदेशालय के किसी अन्य 
संस्था के प्रशासनिक 
अधिकारी - - दो 


- 


pm 


[ सं० ए- 12018/ 4/ 77- एच ] 
श्रीमती आशा शर्मा, अवर सचिव 


and other matters relating to the said posts shall be as speci 
fied in column 6 to 14 of the said Schedule . 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

New Delhi, the 13th February , 1979 
G . S . R . 374 . - -- In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby 
makes the following rules regulating the method of recruit . 
ment to Group D posts in the pr. Ram Manohar Lohia 
Hospital and Nursing Home , New Delhi , namely : 

1. Short title and commencement.- - ( 1 ) These rules may 
be called the Doctor Ram Manohar Lohia Hospital and 
Nursing Home ( Group D ) Recruitment Rules , 1979 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2 . Application . — These rules shall apply to the posts as 
specified in Column 2 of the Schedule annexed to these 
rules. 

3 . Number , classification and scale of pay .- - The number 
of the posts, their classification and the scale of pay attached 
thereto , shall be specified in column 3 to 5 of the Schedule 
aforesaid . 

4 . Method of recruitment, age limit and other qualifica 
tions. The method of recruitment, age limit , qualifications 


5 . Disqualification . -- -No person , 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living, or 
( b ) who , having a spouse living has entered into or 

contracted a marriage with any person , shall be 

eligible for appointment to any of the said post : 
Provided that the Central Government may , if satisfied 
that such a marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage 
and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 

6. Power to relax. - Where the Central Government is of 
the opinion that it is necessary for expedient to do so , it 
may , by order , for reasons to be recorded in writing, relax 
any of the provisions of these rules with respect to any class 
or category of persons or posts. 

7. Saving . -- Nothing in these rules shall affect reservations, 
relaxation of age limit and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes and 
other special categories of persons in accordance with the 
orders issued by the Central Government from time to time 
in this regard . 


730 


730 _ 


THE GAZFITE OF INDIA : MARCH 10, 1979 / PHALGUNA 19 . 1900 


THE GAZE 


[PART II. SEC . 3( il] 


NELLA 


- - 


- 


AALLA 


SCHEDULE 


SiNo. Name of 

the post 


No. of Classification 
posts 


Scale of pay 


re 


Age for direct re - Educational qualifications 
cruitment quired for direct recruits . 


Whether 
selection 
post or 
non 
selection 


post. 


1 . Butler 


Not applicable . 


Not applicable . 


General Central Rs. 210 - -250 -EB -5. Selection 
Service Group 270 


D 


2 . Gestetner 


Not applicable . 


Not applicable . 


operator 


General Central Rs. 210 - 4 -250 - EB - 5 . Non 
Service Group 270 . 

Selection 
D 
- - - -- - - - -- - - -- - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - -- - - 


- - 


- - -- - -- - - - 


Whether age and Period of Method of recruitment : In case of recruitment by pro - If a DPC exists what 
Eiucational quali- probation , Whether by direct recruit - motion /deputation /transfer . is its composition . 
fications pres- if any . ment or by promotion grades from which promo 
cribed for direct 

or by deputation / trans - tion /deputation / transfer to 
recruits will apply 

fer and percentage of va - be made . 
in the case of pro 

cancies to be filled by 
motees 

various methods 


Circumstarces 
in which UPSC 
is to be consul 
ted in making 
reci uitment. 


My 


10 


12 


13 


14 


M 


Not applicable . 


Two years 


By Promotion 


From Bearers and Khidmat 

gars with 5 years service in 
tre grade. 


Senior Surgeon /Senior Not applicable. 

Physician - Chairman . 
Head of concerned 

Department. Member 
Chief Administrative 

Officer. ---Memher . 
Deputy Director Adni 

nistration /Administra 
trative Officer from 
the Directorate Gene 
ral of Health Services / 
any other Institution of 
this Directorate loca 
ted in Delhi/New 
Delhi -- Two Members. 


Not applicable 


Two years 


By Promotion . 


Promotion from Daftries with Senior Surgeon /Senior Not applicable . 
? years service in the grade. Physician - Chairman . 

Head of concerned 

Department - - Member , 
Chief Administrative Offi 

cer - --Member . 
Deputy Director Admi. 

nisration /Administra 
tive Officer from the 
Directorate Ge eral of 
Health Services /any 
other Insitution of 
this Directorateloca .. 
ed in Delhi New Delhi 
- Two Member . 


- - - 


- - - 


- - - 


[PM II --28 3(1) ] 


HTET HT TE : # 


10 , 1979 / TATAT 19, 1900 


731 


- 


1 


2 


EN 


LE 


10 


3 . Laundry 

Operator 


General Central Rs. 210 -4- 226 -EB-4 - Non 
Service Group 250 -EB - 5 - 290 Selection 
D 


Desirable : 
Primary Standard Pass with 3 

year s experience in the pro 
fession . 


Between 18 to 
25 years . 
(Relaxable upto 
35 years in case 
of Government 
servants). 
The crucial date 
for determina 
tion of age limit 
in each case 
shall be last date 
upto which em 
ployment ex 
change were 
asked to nomi 
nate candidates . 


4. Helper 


14 


General Central Rs. 196 - 3- 220 - BB -3 . Not 
Service Group 232 . 

applicable 
D 


Desirable : 
Primary Standard Pass . 


Between 18 to 
25 years. 
(Relaxable upto 
35 years in case 
of Government 
servants). 
The crucial date 
for determina 
tion of age limit 
in each case 
shall be lastdate 
upto which em 
ployment ex 
change were 
asked to nomi 
nate candidates . 


- 


- 


- 


10 


12 


13 


14 


Not applicable . 


Two years. 


By promotion failing Promotion from Helpers ( for Senior Surgeon /Senior Not applicable . 

which by direct recruit- Laundry ) with 5 years ser- Physician - Cnairman . 
ment. vice in the grade. 

Head of concerned De 

partment- Member . 
Chief Administrative 

Officer - Members . 
Deputy Director Admi 

nistration /Administra 
tive Officer from the 
Directorate General of 
Health Services /any 
other Institution of 
this Directorate locat 
ed in Delhi/New Delbi 

- Two Members . 
By direct recruitment. Not applicable . 

Senior Surgeon / Senior Not applicable . 

Physician - - Chairman . 
Head of concerned De 

partment - Member . 
Chief Administrative 

Officer -o - Member . 
Deputy Director Admi 

nistration / Administra 
tive Officer from the 
Directorate General 
of Health Services any 
other Institution of 
this Directorate locat 
ed in Delhi/New Delhi 
- - Two - Member . 


Not applicable. 


Two years 


1239 GI/ 78 — 8 


732 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10, 1979 /PHALGUNA 19, 1900 


[ PART II -- Sec. 3(i)] 


W 


1 


2 


Middle Standard Pass . 


5 . V . D . Male 

Visitor 


General Central Rs. 196 - 3 -220 - EB - 3 
Service Group 232 . 
D 


Not 
applicable 


Between 18 - 25 
years. 
(Relaxable upto 
35 years in case 
of Government 
servants ). 
The crucial date 
for determina 
tion of age limit 
in each case 
shall be last date 
upto which em 
ployment ex 
change were 
asked to nomi 
nate candidates . 


10 


11 


12 


13 


14 


SALA 


- - 


- 


- 


- 


- 


Not applicable . 


Two years . By direct recruitment. 


Not applicable . 


Senior Surgeon / Senior Not applicable . 

Physician - Chairman . 
Head of concerned De 

partment Member . 
Chief Administrative 

Officer- - Member. 
Deputy Director Admi 

nistration /Administra 
tive Officer from the 
Directorate General 
of Health Services /any 
other Irstitution of 
this Directorate locat 
ed in Delhi/New Delhi 
- Two Members . 


[No. A - 12018 /4 /77-H ) 
SMT. ASHA SHARMA , Under Secy . 


शुद्धि -पत्र 


CORRIGENDUM 


New Delhi, 20th February, 1979 


farsit, 20 art, 1979 
TOFTofato 375 - - 30 FEFETT , 1978 851 Hra e 76999 
ETT 2 5 3 348s ( 1 ) 903 2936 - 2939 pe golferat 
भारत सरकार , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग ) 

7 14 fareae , 1978 T T FETT Oto 1533 
अनुसूची के कालम 11 में शब्द " अपर डिवीजन क्लक्स विद के बाद 
फाईव इयरस गुलर सर्विस इन दी ग्रेड शब्द जोड़े जायें । 

[FEAT TO-12025/476-5TH Oſto ] 

एन०ए० सुबामोनी , अवर सचिव 


G . S .R . 375 . - In the notification of the Govt. of India , 
Ministry of Health & Family Welfare (Department of Health ) 
No. S . O . 1533 dated the 14th December, 1978 , published at 
page 2936 - 2939 of the Gazette of India , Part II , Section 3 , 
sub - section ( i ) dated 30 - 12 - 78 in column 11 of Schedule , 
add the words " five years reguľar service in the grade " after 
the words “ Upper Division Clerks with ” . 

[ No. A . 12025 / 4 /76-MC] 
N . A . SUBRAMONEY , Under Secy . 


[ भाग II - - खण्ड 3 (i)] 


भारत का राजपत्र : मार्च 10, 1979/ फाल्गुन 19, 1900 


733 


HPA 


- 


- 


नई दिल्ली, 20 फरवरी , 1979 


सा०का०नि० 376 . -~- संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा 
महानिदेशालय की सांख्यिकीय सहायक भर्ती नियमावली , 1966 का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति एतत्द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य 
सेवा महानिदेशालय मे सांख्यिकी सहायकों के पदों की भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है :--- 


1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भः -- ( 1 ) इन नियमों का नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याणमंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ( सांख्यिकी सहायक ) 
भती नियमावली , 1979 है । 


( 2 ) ये सरकारी राजपन में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगें । 


2 . पदों की संख्या , वर्गीकरण तथा वेतनमान : - - पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वहीं होंगें , जो कि अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) से ( 4 ) में 
निर्दिष्ट हैं । 


3 . भर्ती की विधि , आयु-सीमा , अर्हताएं आदि :--- उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा अहंताएं और अन्य बातें वही होंगी , जो कि उक्त अनुसूची 
के स्तम्भ ( 5 ) से ( 13) में निर्दिष्ट हैं । 


4. अनर्हता : -- कोई व्यक्ति - - . 


( क ) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता / करती है अथवा विवाह की संविदा करता / करती है , जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो ; अथवा 


( ख ) जो व्यक्ति एक पति/ एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करता /करती है अथवा विवाह की संविदा करता /करती है , 
सेवा में नियुक्त होने का पान नहीं है , 

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन 
अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य प्राधार है , किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है । 


5 . छूट देने की शक्ति : -- जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है, वहां वह लिखित कारणों के प्राधार पर प्रादेश 
द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है । 


6 . वरिष्ठता : -- इस संवर्ग के व्यक्तियों तथा उन व्यक्तियों की वरिष्ठता , जिनके पदों को , उनके पदनाम बदलने उन्हें मिला दिये जाने के फलस्वरूप 
इस संवर्ग में शामिल किया गया है, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों और अनुदेशों के अनुसार तय की जायेगी । 


। 7. व्यावृति : - इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा विशेष 
वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


अनुसूची 


पदनाम 


वर्गीकण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


क्या सेलेक्शन पद 
है अथवा गैर- - 
सेलेक्शन पद 


सीधी भर्ती के लिये सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षिक 

तथा अन्य अर्हताएं 


प्रायु 


23 


5 


सांख्यिकी सहायक 


38 


सेलेक्शन 


सामान्य केन्द्रीय सेवा 425-15- 500-द०रो० 
समूह सी अराजपत्रित 15-560-20- 700 
अनुसचिवीय 


20 - 26 वर्ष किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 
( सरकारी कर्म - अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा 
चारियों के मामले गणित शास्त्र के विषय सहित स्नातक 
में 35 वर्ष तक 
की छूट है ) । 


NAGEEMAL 


समा 


- 


- 


734 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10, 1979 / PHALGUNA 19, 1900 


[ PART II - SEC . 3 (1)] 


. 


- 


- 


- 


क्या पदोन्नति से रखे परिवीक्षा की अवधि भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती द्वारा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थाना- यदि विभागीय पदोन्नति समिति परिस्थितियां, जिनमें 
जाने वाले उम्मीदवारों यदि कोई हो या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्था - न्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में है तो उसका गठन क्या है भर्ती के लिये संघीय 
के मामले में सीधी भर्ती नान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनि 

लोक सेवा आयोग से 
किए जाने वाले व्य द्वारा भरे जाने वाले पदो की प्रति - युक्ति या स्थानांतरण किया जाना 

परामर्श लिया जाना है 
क्तियों के निर्धारित 

शतता 
मायु और शैक्षिक प्रह 
ताएं लागू होगी 


- 


- 


- 


9 


10 


11 


12 


13 


- 


दो वर्ष 


50 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति 


द्वारा 


50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 


कम्प्यूटरों में से जिन्होंने इस ग्रेड ममूह सी विभागीय पदोन्नति लागू नहीं होता । 
में तीन वर्ष की सेवा कर ली हो समिति जिसमें निम्नलिखित 

सदस्य होंगे । 
1 . निदेशक ( प्रशासन ) 

- अध्यक्ष 
2. निदेशक (मूल्यांकन ) 

परिवार कल्याण विभाग 


- - - सदस्य 


3 . अवर सचिव , स्वास्थ्य 

और परिवार कल्याण 
मंत्रालय - - सदस्य 


4. निदेशक , केन्द्रीय 
स्वास्थ्य प्रासूचना ब्यूरो 
--- सदस्य 
5 . उप निदेशक (प्रशासन ) 

-- - सदस्य 


- - 


- 


- 


[ सं० 7-17/ 75 प्रशा0- 3] 


New Delhi, the 20th February , 1979 


( b ) who , having a spouse living, has entered into or 

contracted a marriage with any person . 


shall be eligible for appointment to the said post : 


Provided that the Central Government may , if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage 
and that there are other grounds for so doing exempt any 
person from the operation of this rule . 


G . S . R . 376 . -- In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution and in super 
session of the Ministry of Health and Family Welfare and 
the Directorate General of Health Services Statistical Assis 
tants Recruitment Rules , 1966 , the President hereby makes 
the following rules regulating the method of recruitment to 
the post of Statistical Assistants in the Ministry of 
Health and Family Welfare and the Directorate General 
of Health Services, namely :- - 
____ 1 . Short title and commencement.- ~-( 1 ) These rules may 
be called the Ministry of Health and Family Welfare and 
the Directorate General of Health Services (Statistical 
Assistants ) Recruitment Rules , 1979. 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the official Gazette . 

2. Number of posts, classification and scale of pay . The 
number of post, its classification and the scale of pay attached 
thereto shall be as specified in columns ( 2 ) to ( 4 ) of the 
Schedule annexed to these rules . 


5 . Power to Relax . - - Where the Central Government is 
of opinion that it is necessary or expedient so to do , it may , 
by order and for reasons to be recorded by it in writing , 
relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons 


6 . Seniority .- - The seniority of persons in the cadre and 
these merged with the cadre consequent on redesignation , 
amalgamation of the posts held by them shall be determined 
in accordance with the rules and instructions of Government 
of India issued from time to time. 


3. Method of recruitment , age limit, qualifications etc. - The 
method of recruitment, age limit, qualifications and other 
matters relating thereto shall be as specified in columns (5 ) 
to ( 13) of the Schedule aforestaid . 
4 . Disqualification .- - No person , 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living , or 


7. Saving. -- Nothing in these rules shall effect reservations, 
relaxation of age limit and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes 
and other special categories of persons in accordance with 
the orders issued by the Central Government from time to 
time . 


[ भाग II - - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 10, 1979/फाल्गुना 19, 1900 


735 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


SCHEDULE 


- 


- 


- 


- 


- 


Name of the post 


No . of Classification 
posts 


Scale of pay 


Age for direct 
recruitment 


Whether 
selection 
post or Non 
selection 
posts 


Educational and other qualifi 
cation required for direct recruit 
ment 


- 


5 


- 


Statistical 
Assistant 


General Central Rs. 425 - 15 - 500 - EB - Selection 
Service Group 15 - 560 - 20 - 700 . 
C Non 
Gazetted Non 
Ministerial. 


20 - 26 years. Graduate of a recognised Uni 
(Relaxable in versity with Economics or 
case of Govern . Statistics or Mathematics as 
ment servants subject. 
upto 35 years ) 


Whether age and Period of 
educational qualifi - probation 
cations prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


Method of recruitment In case of recruitment by If a D .P .C . exists , 
whether by direct re- promotion /deputation tra - what is its com 
cruitment by promotion nsfer grade from which position 
or by deputation /trans - promotion or deputation or 
fer and percentage of transfer be made 
the vacancies to be 
filled by various 
inethods 


Circumstances in 
which Union 
Public Service 
Commission is 
to be consulted 
in making 
recruitments 


- 


- 


+ 


8 


__ 10 


11 


___ 12 


13 


No . 


2 years . 


50 % by departmental From amongst computors Group C Departmental Not applicable . 

promotion , 50 % by with three years service in Promotion Committee 
direct recruitment. that grade. . 

consisting of : 
1 . Director Administra 

tion - Chairman . 
2 . Director (Evaluation ), 
Department of Family 

Welfare - Member . 
3 . Under Secretary , 

Ministry of Health 
and Family Welfare . 

-- Member . 
4 . Director, Central , 

Bureau of Health 

Intelligence - Member . 
5. Deputy Director Admi 
_ _ nistration - Member . 

[ No . 7 -17/ 75 Admn. III ] 


साका०नि० 377 - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग ) के 22 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं० ए - 12018/ 8/ 73 - स्थापना के साथ प्रकाशित परिवार नियोजन विभाग ( कम्प्युटर की 
भर्ती) नियमावली , 1968 का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के कम्प्यूटरों की 
तीसरी श्रेणी के पदों की भर्ती के तरीकों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं : - - 

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ : ( 1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ( कम्प्यूटर ) भर्ती 
नियमावली, 1979 है । 

( 2 ) ये सरकारी राजतपन में प्रकाशित होने की तारीख से ही प्रवृत्त हो जाएगे । 

2. पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण तथा बेतनमान :-- पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होगें , जो कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 
4 में निर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की विधि , आयुसीमा तथा अन्य अर्हताएं: - उक्त पदों पर भर्ती की विधि , प्रायु - सीमा , अर्हता तथा अन्य बातें वहीं होंगी, जोकि उक्त 
अनसची के स्तम्भ ( 5 ) से ( 13 ) में निर्दिष्ट हैं । 

4. अनहताः - - कोई व्यक्ति -- 
( क ) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता /करती है अथवा विवाह की संविदा करता / करती है, जिसका कि पति या पत्नी जीवित हो , अथवा 

( ख ) जो अपने पति पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करता/ करती है अथवा विवाह की संविदा करता करती है , सेवा 
में नियुक्त होने का पात्र नहीं है होगा । 

परन्तु, केन्द्रीय सरकार , यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के 
प्रधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य प्राधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है । 


736 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19, 1900 


[ PART II -- SEC. 3(i)] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


5 . छूट देने की शक्ति - - जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना प्रावश्यक या उचित है, वहां वह लिखित कारणों के आधार पर प्रादेश 
द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है । 


6. व्यावृत्ति - - इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा विशेष 
वर्गों के व्यक्तियों के लिए जिन आरक्षणों , आय सीमा में छूट और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात 
का प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


अनुसूची 


- 


- 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


क्या सेलेक्शन पद सीधी भर्ती के लिए प्रायु सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षिक 
अथवा गैर- सेलेक्शन 

तथा अन्य अर्हताएं 


- 


- 


M 


- - 


- 


- 


6 


कम्प्यूटर 


22 


23 

5 
सामान्य केन्द्रीय सेवा 330- 10- 380-दरो० लागू नहीं होता 19 से 26 वर्ष ( सरकारी किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 
अप सी अराजपत्रित 12- 500 दरो०- 15 

कर्मचारियों के लिए 35 अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकीय अथवा 
अननुसचिवीय 460 रुपये 

___ वर्ष तक की छूट है ) गणितशास्त्र के विषय सहित डिग्री । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


H 


- 


AMA 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


योग से रखे परिवीक्षा की अवधि भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्था - यदि विभागीय पदोन्नति समिति परिस्थितियां जिनमें 
जाने वाले उम्मीदवारों यदि कोई हो या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थाना - नान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में है तो उसका गठन क्या है भर्ती के लिये संघीय 
के मामले में सीधे भर्ती न्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रति 

लोक सेवा आयोग से 
किए जाने वाले व्य द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रति - नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण किया 

परामर्श लिया जाता 
क्तियों के निर्धारित 

शतता 

जाना है 
आयु और शैक्षिक प्रह 
ताएं लागू होंगी 

11 


10 


12 


13 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


शत -प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


1. प्रशासन और सतर्कता 

निदेशक - - अध्यक्ष 
2. निदेशक ( मूल्यांकन ) 

सदस्य 
3 . निदेशक , केन्द्रीय स्वास्थ्य 

आसूचना व्यूरो - - सदस्य 
4. अवर सचिव , स्वास्थ्य 

परिवार कल्याण मंत्रालय 
- - सदस्य 
5 . उप निदेशक, प्रशासन 
निदेशक 


M 


A 


- 


- - 


[ सं० 7- 17/ 75-प्रशा० 3 ] 
ए० एन० गोपालाकृष्णन , अवर सचिव 


2 . Number of posts , classification and scale of pay . ---The 
nuniber of posts , their classification and the scale of pay 
attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the 
said Schedule . 


G . S . R . 377. - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution and in superses 
sion of the Department of Family Planning (Recruitment ) 
to Computor ) Rules , 1968, published with the notification of 
the Government of India in the Ministry of Health , Family 
Planning ( Department of Health) No. A . 12018 / 8 / 73 - Estt 
dated the 22nd March , 1974 , the President hereby makes the 
following rules regulating the method of recruitment to 
Class III posts of Computors in the Ministry of Health and 
Family Welfare including the Directorate General of Health 
Services , namely : 

1 . Short title and commencement. - ( 1 ) These rules may be 
called the Minista y of Health and Family Welfare including 
the Directorate General of Health Services (Computors ) 
Recruitnient Rules, 1979 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the official Gazette . 


3. Method of recruitment, Age limit and other Qualifica 
tions. - The method of recruitment to the said posts, age limit 
qualifications and other matters connected therewith shall be 
as specified in columns ( 5 ) to ( 13 ) of the Schedule aforesaid . 


5. Disqualification.--- No person,---- 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living , or 
( b ) who , having a spouse living. has entered into or 

contracted a marriage with any person , shall be eligi 
ble for appointment to the said post. 


JATT II - --QUE 3 ( i) 1 


T7 77 278197 : Fri 10, 1979/ TETA 19, 1900 


737 


AVE 


CA 


Provided that the Central Government may, if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law ap 
plicable to such person and the other party to the marriage 
and that there are other grounds for so doing excmpt any 
person from the operation of this rule . 


of the provisions of these rules with respect to any class 
or category of person . 

6 . Saving. - - Nothing in these rules shall affect reservations, 
relaxation of age limit and other concessions required to 

ided to candidates belonging to the Scheduled Castes . 
the Scheduled Tribes and other special categories in accor 
dance with the orders issued by the Central Government from 
time to time in this regard . 


5 . Power to relax . - Where the Central Government is of 
opinion that it is necessary or expedient so to do , it may , 
by order and for reasons to be recorded in writing , relax any 


SCHEDULE 


Name of the post 


No . of Classification 
posts 


Scale of pay 


Age for direct 
Tecruitment 


Whether 
Selection 
post or 
non - se 
lection post 


Educational and 
cations required 
recruitment 


other qualifi 
for direct 


3 


5 


- 


Computor 


22 


Rs. 300 -10 -380 -EB . 
12 -500 - EB - 15 -560 


Not appli- 
cable. 


General Cent. 

ral Service 
Group C 
Non - gazetted 
Non - Minis 


19 to 26 Years . Degree with Economics or Statis 

(Relaxable in tics or Mathematics as a 
case of Govt. subject from any recognised 
servants upto University , 
35 Years . 


terial. 


AL 


Whether age and Period of 
educational qualifi- probation 
cations prescribed 
for direct recruits 
will apply in case 
of promotion 


Method of recruitment In case of recruitment by If a D . P . C . exists what Circumstances 

whether by direct re- promotion /deputation /trans - is the composition in which UPSC 
cruitment or by promo - fer grade from which pro 

is to be consul 
tion or by Deputation / motion /deputation / transfer 

ted in making 
transfer and percentage to be made 

recruitment 
of the vacancies to be 
filled by variousmethods 


8 


10 


11 


13 


Nɔt anɔlicable . 


Two years . 


100 % by direct recruit - 
ment. 


Not applicable . 


1. Director Administra - Not applicable 
tion and Vigilance . 

- Chairman . 
2 . Director (Evaluation ) 

- Member . 
3 . Director, Central 

Bureau of Health 

Intelligence - Member 
4 . Under Secretary 

Ministry of Health 
and Family Welfare. 

-- Member 


5 . Deputy Director Ad 
ministration . 

- Member . 


{No. 7-17 /75. Admn. II?) - 


A . N . GOPALAKRISHNAN , Under Secy . 


738 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 /PHALGLINA 19 , 1900 


[ PART II -- SEC. 3ti )] 


- 


- 


- 


- 


- 
m 


- 
uwaSum - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- ane 


कृषि और सिंचाई मंत्रालय 

( कृषि विभाग ) 
नई दिल्ली , 14 फरवरी , 1979 


सा० का नि० 378 --- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, दिल्ली दुग्ध योजना ( समूह " " 
और समूह “ ख ” पद ) भर्ती नियम , 1963 मे और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् : -- 
1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली दुग्ध योजना ( समूह " क " और ममूह “ ख ” पद ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 1979 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 

2. दिल्ली दुग्ध योजना ( ममूह "क " और समूह " ख " पद ) भर्ती नियम , 1963 की अनुसूची में, तकनीकी अधीक्षक के पद के सामने , प्रविष्टियों के 
स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियो रखी जाएंगी, अर्थात -- -- 


- 


- 


wra 


- 


- - -- . . . - 


- 


माधारण 
मेवा, समूह 


केन्द्रीय 
" क " 


लागू नहीं होता 


700- 40- 900 द . . 
रो०- 40 - 1100-50 
1300 रु० 


35 वर्ष 

अावश्यक : 
( सरकारी सेवको के ( 1 ) किमी मान्यताप्राप्त विश्व - 
लिए शिथिल की विद्यालय मे दुग्ध --व्यवमया 

जा सकती है ) ( डेरी ), डेयरी , प्रौद्योगिकी 
टिप्पण : आय -सीमा अथवा पशुपालन मे उपाधि 

अवधारित करने या समतुल्य और किसी 
की निर्णायक, ता बडे दुग्ध प्रसम्बरण 
रीत्र, भारत मे सयन पर पर्यवेक्षकीय हैमियत 
रहने वाले अभ्य में 3 वर्ष का अनुभव 
थियों से ( उनसे 

अथवा 
भिन्न जो अण्डमान किसी मान्यताप्राप्त संस्थान 
और निकोबार से दुग्ध -व्यवमाय ( डेरी ), 
द्वीप ममह तथा डेयरी प्रौद्योगिकी या पशु 
लक्षदीप मे रहते है ) पालन में भारतीय डेयरी 
आवेदन प्राप्त डिप्लोमा और किसी बड़े 
करने की अंतिम दुग्ध प्रसस्करण संयंत्र पर 
तारीख होगी । 

पर्यवेक्षकीय हैमियत मे 5 
वर्ष का अनुभव । 

( अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित 
अभ्यर्थियो की दशा में संघ 
लोक सेवा आयोग के विवेका . 
नुसार शिथिल की जा सकती 
है , विशेषकर अनुभव संबंधी 
अर्हताएं अनुसूचित जातिषों या 
अनुसूचित जनजातियो के 
अभ्यर्थियों के मामले में उनके 
लिए आरक्षित पदों के लिए 

शिथिल की जा सकती है । 
वांछनीय : - प्रशासनिक अनुभव । 


- 


- 


- 


- 


J 


- 


- 


- 


14 


- 


- 00 


-M 


L 


- 


- 


- 


- 


- 


AAN 


- - 


- 


- 


- 


RA 


D 


uram 


- 


w 


a 


s 


- 


P 


- 4 


- 


- 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


संघ लोक सेवा आयोग 
के परामर्श से चयन किया 
जाएगा । " 


- 


- 


[ सं० 3-5/ 76- एल० डी०-1] 


[ATT II -- Eve 3 (i)] 


177 FT 375446 : ATE 10, 1979/476477 19, 1900 


739 


WOMAN 


w 


6 


" A " . 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION 

(Department of Agriculture ) 

New Delhi, the 14th February , 1979 
G . S . R . 378 : - - In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution , the President hereby makes 
the following rules further to amend the Delhi Milk Scheme (Group A and Group B posts) Recruitment Rules, 1963, namely : 

1. (1) These rules may be called the Delhi Milk Scheme (Group A and Group B posts ) recruitment ( Amendment) Rules , 1979 ; 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Schedule to the Delhi Milk Scheme (Group ‘ A ’ and Group B posts )Recruitment Rules , 1963, against the post of Technical 
Superintendent, for the entries , the following entries shall be substituted namely : 
3 

5 
“ 3 General Central Rs. 700 - 40 - 900 - EB 

Not 

35 years (Relax- Essential: 
Service Group 40 -- 1100 - 50 - 1300 . 

Applicable. 

able for Govt. (i) Degree in Dairying, Dairy 
Servants ). 

Technology or Animal Hus 
Note : The cru bandry of a recognised 
cial date for University or equivalent with 
determining the 3 years experience in a 
age limit shall supervisory capacity at a 
be the closing large Mil Processing Plant 
date for receipt 

OR 
of applications Indian Dairy Diploma in 
from candidates Dairying , Dairy Technology 
in India (other or Animal Husbandry of a 
than those in recognised Institution , with 
the Andaman & 5 years experience in a 
Nicobar Islands large milk processing plant. 
and Lakshad 
weep ) . 

(Qualifications relaxable at the 

discretion of the Union Public 
Service Commission in 
case of candidates otherwise 
well qualified ; in particular , 
the qualification regarding 
experience is relaxable in the 
case of candidates belonging 
to the Scheduled Castes , and 
Scheduled Tribes for posts 

reserved for them ) 
Desirable : 

Administrative experience 
8 

11 

12 

13 
Notapplicable . 2 years . By direct recruitment. Not applicable 

Not applicable . 

Selection shall 
be made in con 
sultation with 

U . P .S . C ." . 

[No. 3 — 5/ 76 - L. D . I ] 
To Fitofato 379 — -27eyfa , vifaunt ada 309 

G .S .R . 379 – In exercise of the powers conferrly vy the 

proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली दुग्ध योजना 

makes the following rules further to amend the Delhi Milk 
( दिल्ली दुग्ध योजना के अध्यक्ष के प्रथम निजी सहायक, ज्येष्ठ आशु Scheme ( First Personal Assistant to Chairman , Delhi Milk 
लिपिक ) इसमें अध्यक्ष के द्वितीय निजी सहायक सम्मिलित है 

Scheme, Senior Stenographers (including the Second Per 

sonal Assistant to Chairman ) and Junior Stenographers ) 
Guts office faf79 ) wait farqa , 1976 Hits FTTETT ota Recruitment Rules , 1976 , namely :--- - 
हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1 . ( 1 ) These rules may be called the Delhi Milk Schemo 
( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली दुग्ध योजना ( दिल्ली 

( First Personal Assistant to Chairman , Delhi Milk Scheme, 
दुग्ध योजना के अध्यक्ष के प्रथम निजी सहायक, ज्येष्ठ आशुलिपिक ) Senior Stenographers ( including the Second Personal Assis 

tant to Chairman ) and Junior Stenographers Recruitment 
इसमें अध्यक्ष के द्वितीय निजी सहायक सम्मिलिति है । 

(Amendment ) Rules, 1979 , 
# 17 # food 3rfaf9e wat nimam facef, 1979 

(2 ) They shall come into force on the date of their publi 
( 2 ) राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें । 

cation is the Official Gazette . 
2. दिल्ली दुग्ध योजना (दिल्ली दुध योजना के अध्यक्ष के प्रथम 

2 . In the Delhi Milk Scheme (First Personal Assistant to 
निजी सहायक, ज्येष्ठ आशुलिपिक ) इसमें अध्यक्ष के द्वितीय निजी Chairman , Delhi Milk Scheme, Senior Stenographers in 

cluding the Second Personal Assistant to Chairman ) and 
( सहायक और कनिष्ठ प्राशुलिपिक ) भर्ती नियम, 1976 में , नियम 8 का 

Junior Stenographers Recruitment Rules, 1976 , rule 8 , 
लोप किया जाएगा । 

shall be omitted . 
[FO3— 7/ 77-57 61 -1 ] 

[No . 3 — 77 /- LD 1] 
आर० एस० सूद , अवर सचिव 

R . S. SOOD , Under Secy . 
1239 GI/78 – 9 


WW 


9 


10 


740 


THE GAZFITE OF INDIA · MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19 , 1900 


[ PART II - SFC. 31)] 


- 


- 


नई दिल्ली , 21 फरवरी, 1979 


सा• का . नि० 380-~ - राष्ट्रपति , सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, कृषि और सिचाई मत्रालय ( कृषि 
विभाग ) के अधीन केन्द्रीय भेड प्रजनन फार्म , हिमार मे भण्डारी ( ममूह ग पद ) के पद पदो पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम 
बनाते हैं , अर्थात् -- - 
___ 1 सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -- ( 1 ) इन नियमो का नाम केन्द्रीय भेड प्रजनन फार्म, हिसार भण्डारी ( समूह " ग " पद ) भर्ती नियम, 1979 है । 

( 2 ) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 
2 पद-सख्या , वर्गीकरण और वेतनमान -- उक्त पद की संख्या उनका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 
2 से 4 तक मे विनिर्दिष्ट है । 

3 भर्ती की पद्धति , प्रायु -सोमा अर्हताए आदि -- - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु -सीमा , अर्हताए और उससे सबधित अन्य बाते वे होगी जो पूर्वोक्त 
अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 

4 निरर्हताएं - वह व्यक्ति - -- - 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिमका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिमने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है 
और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5 नियम शिथिल करन को शक्ति - - जहा केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहा वह, उसके लिए जो कारण है 
उन्हें लेखबद्ध करके तथा सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमो के किसी उपबध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियो या पदो की बाबत, आदेश 
द्वारा , शिथिल कर सकेगी । 

6 व्यावृत्ति - ~-इन नियमो को कोई भी बात ऐसे प्रारक्षणो, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतो पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय सरकार द्वाग 
इस सबध में समय- समय पर निकाले गए आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियो के लिए उपबध 
करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


कृषि विभाग मे केन्द्रीय भेड प्रजनन फार्म , हिसार में " भडारी " के पद के लिए भर्ती नियम 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पद की 
सख्या 


चयन पद अथवा सीधे भर्ती किए जाने भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के 
अचयन पद वाले व्यक्तियो के लिए लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताए 

आयु-सीमा 


1 


2 


3 


5 


+ 


- - 


भण्डारी 


भण्डारी 


अचयन 


25 वर्ष 


1 ( एक ) साधार केन्द्रीय सेवा , 

समूह “ग 
अराजपत्रित 
लिपिकवर्गोय 


330 - 10 -380 - 

दरो० - 
12- 500-दरो० 
15- 560 रु० 


( 1 ) मैट्रीकुलेशन या समतुल्य । 
( सरकारी सेवको के ( 2 ) भण्डार सभालने का 5 वर्ष 
लिए शिथिल करके का अनुभव । 
35 वर्ष तक की जा 

सकती है ) 
टिप्पण प्राय सीमा 
अवधारित करने 
के लिए निर्णायक 
तारीख भारत मे 
रहने वाले अभ्य 
थियो से ( उनसे 
भिन्न जो अन्दमान 
और निकोबार द्वीप 
समूह तथा लक्ष 
द्वीप में रहते हैं ) 
आवेदन प्राप्त करने 
की अतिम तारीख 
होगी । 


[ भाग II -- खण्ड 3 ( i )]] 


भारत का राजपत्र : मार्च 10, 1979/फाल्गुन 19, 1900 


741 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


सोवे भर्तीकिए जाने परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति /भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण , यदि विभागीय प्रोन्नति 
वाले व्यक्तियों के लिए अवधि यदि कोई या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां समिति है तो उसकी 
विहित प्रायु और शैक्षिक हो 

स्थानान्तरण द्वारा तया विभिन्न जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति संरचना 
अर्हताएं प्रोन्नति की 

पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली स्थानान्तरण किया जाएगा 
दशा में लागू होंगी 

रिक्तियों की प्रतिशतता 
या नही 


भर्ती करने में किन 
परिस्थितियों में संघ 
लोक सेवा आयोग 
से परामर्श किया 
जाएगा 


10 


11 


12 


13 


mi 


- 


नहीं दो वर्ष प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो प्रोन्नतिः 

समूह ग विभागीय प्रोन्नति लागू नहीं होता 
सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । ऐसे निम्न श्रेणी लिपिकों में से समिति में निम्नलिखित 

प्रोन्नति द्वारा ( जिन्होंने उस होंगे : 
श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है ) 1. निदेशक , केन्द्रीय भेड़ 

प्रजनन फार्म हिसार 

( कार्यालय -प्रधान ) - अध्यक्ष 
2 . अवर सचिव ( पशु 
पालन ) कृषि विभाग - - 

सदस्य 
3. राज्य सरकार का 

राजपत्रित अधिकारी 
[ राजपत्रित ( वर्ग 2 )], 

- - - सदस्य 
जो अनुसूचित जाति और 

अनुसूचित जनजाति का 
हो । 

[ सं० 25- 10/ 78- एल डी - 2] 

बी० बी० कपूर , उप सचिव 
New Delhi, the 21st February , 1979 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living , or 
CSR . 380 . In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby 

(b ) who , having a spouse living, has entered into or 
makes the following rules regulating the method of recruit 

contracted a marriage with any person , 
ment to the post of Store- Keeper ( Group C Post ) Central shall be eligible for appointment to the said post : 
Sheep Breeding Farm , Hissar under the Ministry of Agri 
culture & Irrigation (Department of Agriculture ) , namley : - - 

Provided that the Central Government may , if satisfied that 

such marriage is permissible under the personal law applicable 
____ 1 . Short title and commencement . - ( 1 ) These rules may 

to such person and the other party to the marriage and there 
be called the Central Sheep Breeding Farm , Hissar " Store 

are other grounds for so doing exempt any person from 
Keeper " ( Group C posts ) Recruitment Rules, 1978 . 

the operation of this rule. 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 5 . Power to relax .- Where the Central Government is of 
publication in the Official Gazette . 

opinion that it is necessary or expedient so to do , it may , 
2 . Number, classification and scale of pay .-- The number 

by order , for reasons to be recorded in writing, and in con . 

sultation with the Union Public Service Commission relax 
of the post, Its classification and the scale of pay attached 

any of the provisions of these rules with respect to any class 
thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule 
A annexed to these rules . 

or category of persons. 

6 . Saving. . - Nothing in these rules shall affect reservation 
7 Method of recruitment age limit qualifications etc . 

relaxation of age limit and other concessions required to be 
The method of recruitment to the said post , age limit , quali 

provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and 
fications and other matters relating there to shall be as 

other special categories of persons in accordance with the 
specified in column 5 to 13 of the Schedule aforesaid . 

orders issued by the Central Government from time to time 
4. Disqualification .- -No person , 

in this regard . 

SCHEDULE 
Recruitment rules for the post store keeper at the Central sheep breeding Farm , Hissar in Department of Agriculture 
Name of post No. of Classification Scale of pay Whether Age limit for Educational and other qualifica 

Selection direct recruits tions required for direct recruits 
post or 
Non -Selec 

tion post 
(1 ) 

( 2) (3 ) 
Store Keeper General Central Rs. 330 - 10 - 380 -EB 

Non 25 years (Relax - (1 ) Matriculation or equivalent. 
Service Group C 12- 500 - EB- 15 -560 . Selection able for Govt . ( 2 ) Five years experience of hand. 
Non -Gazetted 

Servants upto 35 ling stores . 
Ministerial 

years ) 
Note : The cru 
cial date for 
determining the 
limit shall be the 
closing date for 
receipt of app 
lications from 
candidates in 
India ( Other 
than those in 
the Andamans & 
Nicobar Islands 
and Lakshad 
weep ). 


posts 


(5 ) 


- 


- 


742 


THE GAZETTF OF INDIA · MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19 , 1900 


[ PART II - SEC. 3( 1 ] 


- 


- 


Whether age and Period of 
educational quali - probation , 
fications prescri - if any 
bed for direct 
recruits will apply 
in the case of 
promotees 


(8 ) 


( 9 ) 


(10 ) 


No 


2 years 


Method of recruitment In case of recruitment by pro « If a Departmental Pro - Circumstances 

whether by direct recruit - motion / deputation / transfer, motion Committee exists , in which Union 
ment or by deputation / grades from which promotion / what is its composition Public Service 
transfer and percentage deputation / transfer to be 

Commission is 
of the vacancies to be made 

to be consulted 
filled by various methods 

in making re 

cruitment 
( 11 ) 

(13 ) 
By Promotion Promotion : 

Group C Departmental Not applicable 
failing which , by direct By Promotion , from L .D .CS Promotion Committee 
recruitment 

(with eight years regular consisting of 
service in the grade.) 1 . Director, Central C 

Sheep Breeding Farm , 
Hissar (Head of Office ) 

- Chairman 
2. Under Secretary ( Ani 

mal Husbandry) De 
partment of Agricul 

ture - - Member 
3. A Gazetted Officer 

of state Government 
(Gazetted Class II ) 
belonging to the Sche 
duled Castes and 
Scheculed Tribes -- 

- Member 
-- - - - - --- ------------ 

[ No . 25- 10/ 78 - LD - II] 
B. B. KAPUR, Dy . Secy . 


सिंचाई विभाग 

नई दिल्ली , 17 फरवरी, 1979 
सा०का०नि० 381 - - राष्ट्रपति , सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , सिंचाई और विद्युत मंत्रालय 
( गंगा बेसिन जल संसाधन परिमंडल ) वर्ग 4 पद भर्ती नियम, 1969 
में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात . --- 

___ 1. ( 1 ) इन नियमो का नाम सिंचाई और विद्युत मवालय ( गंगा 
बेसिन जल संसाधन परिमडल ) वर्ग 4 पद भर्ती ( संशोधन ) नियम 
1979 है । 

( 2 ) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 
2. सिचाई और विद्युत मंत्रालय ( गगा बेसिन जल संसाधन परिमडल ) 
वर्ग 4 पद भी नियम , 1969 मे , --- 
( i ) "सिचाई और विद्युत मत्रालय (गगा बेसिन जल संसाधन परि 

मंडल ) " शब्द जहा कही भी पाए है उनके स्थान पर “ कृषि 

और सिचाई मंत्रालय (सिचाई विभाग ) (गगा बेसिन जल 

ससाधन सगठन ) " शब्द और कोष्टक रखे जायेगे ; 
( 11 ) “ वर्ग 4 " शब्द और अक जहा कही भी पाए है उनके स्थान 

पर “समूह घ " शब्द और अक्षर रखे जायेगे । 
3. (1 ) उक्त नियमो मे , नियम 4 के पश्चात निम्नलिखित नियम 
प्रतस्थापित किया जाएगा , अर्थान . - - 

" 4-क चपरासी के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तिया का हाम गार्ड 
के रूप मे प्रशिक्षण प्राप्त करन का दायित्व .- -- 
__ इन नियमो में किमी बात के होते हुए भी , इन नियमो के अधीन , 
चपरासी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति का तीन वर्ष की अवधि 
तक होम गार्ड के रूप मे प्रशिक्षण लेना होगा 


परन्तु कमाण्डेण्ट जनरल होम गार्ड , प्रशिक्षण के दौरान किसी व्यक्ति 
के कार्य और प्राप्त प्रशिक्षण के स्तर को ध्यान में रखते हुए , ऐसी 
अवधि को घटा कर दो वर्ष कर सकता है । " 

( ii ) विद्यमान नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा 
" 5 निरर्हताएं: -~- वह व्यक्ति 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित 

है , विवाह किया है, या । 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए 

किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; 
उक्त पदो में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 
। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह 
ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 
अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद है तो वह किसी 
व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

4. नियम 6 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात : - - 

" 7. व्यावृत्ति : --- इन नियमो को कोई भी बात ऐसे आरक्षणो , 
प्रायु-सीमा में छूट और अन्य रियायतो पर प्रभाव नही डालेगी , जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशो 
के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष 
प्रवर्गों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 
5 . उक्न नियमो की अनुसूची मे -- 

(1 ) प्रयोगाला परिचर पद के सामने , स्तम्भ 6 के नीचे अंत में 
निम्नलिखित प्रविष्टिया अंत स्थापित की जायेगी , अर्थात -- - 
" सरकारी सेवको के लिए 35 वर्ष तक शिथिन की जा सकेगी । 

टिप्पण : -- प्रत्येक मामले में प्रायु सीमा निर्धारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयो 
के नाम भेजने को कहा गया है । " 


[ FT II--- EVE 3(i)] 


9734 76197 : ATE 10, 1979 /4567T 19, 1900 


743 


w 


RUVUMA 


( ii ) theret pe 1197, FTEN 10 ta farat afaroent 

के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात 

" 75 sfat pret at azt - 25 sfanta FITATTUT 

0777 ; " 
( iii ) 2927 TE E THA F * 11 nito sa # farit 
forfata feaque TST ETCUT, Ufa --- 

स्थानान्तरण 
"टिप्पण : - ऐसे झाडूकश एवं फराश, चौकीदार का स्थानान्तरण जिसने 
5 वर्ष सेवा कर ली है और जो मामूली तौर से साक्षर है तथा हिन्दी , 
अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा पढ़ सकते हैं । " 

( iv ) दफ्तरी , प्रयोगशाला परिचर , चपरासी एवं चौकीदार पदों से 
संबंधित स्तंभ 2 से 4 तक के नीचे को प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात : --- 


Provided that the Commandant General, Home Guards, 

may having regard to the performance of and 
standard of training achieved by any person 
during the period of training reduce such period 

to two years." 
( ii ) Existing rule 5 may be substituted by the follow 

ing : 
“ 5. Disqualification . No person , 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living, or 
(b ) who , having a spouse living , has entered into or 

contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the said 

posts : 
Provided that the Central Government may , if satisfied 

that such marriage is permissible under the per 
sonal raw applicable to such person and the other 
party to the marriage and that there are 
other grounds for so doing , exempt any person 

from the operation of this rule ." 
4 . After rule 6 , the following shall be inserted , namely : 
“ 7. Saving. Nothing in these rules shall affect reserva 

tions, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes , 
the Scheduled Tribes and other special categories of 
persons in accordance with orders issued by the 
Central Government from time to time in this re 


“ 4 Tarot Forsiden har 


5 PE 


200- 3- 206- 4-234-COTTO- 4- 2 46 


50 


gard ." 


8 HTETUT Bursite Hat FIR PETS 196 - 3- 220-50T70 - 3- 23260 
64 HTETUT forseta ATHE S 196 - 3 - 220-30T1o- 3- 232 80 
28 HTETUT BERT ATHET 196 - 3- 220- 90T10 - 3- 232 50 
( v ) 497 a rafaa FFFH 12 À fatata graficant 

के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टि यां रखी जाएंगीं, अर्थात : - - 
" 1. 34 164 gunfirere , 

Tot afHT FT FATET HTOH . . TETET 
2. अधीक्षण इंजीनियर गंगा बेसिन 
जल संसाधन संगठन 

. . AFT 
3. 47 fa, (sii afer ) 
सिंचाई विभाग 

. . HEFT 

[ 919 5 94/ 75- to ] 

सुरेन्द्र बहादुर खरे, संयुक्त सचिव 
(Department of Irrigation ) 

New Delhi, the 17th February , 1979 
G . S .R . 381 . - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules further to amend the 
Ministry of Irrigation and PowerfGanga Basın 
sources Circle ) Class IV posts Recruitment Rules, 1969; 
namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Ministry of Irri 
gation and Power (Ganga Besin Water Resources Circle ) 
Class IV posts Recruitment ( Amendment ) Rules, 1979 , 

• ( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the official Gazette . 

2 . In the Ministry of Irrigation and Power (Ganga Basin 
Water Resources Circle ) Class IV Posts Recruitment Rules. 
1969, 
( i) for the words “Ministry of Irrigation and Power 

(Ganga Basin Water Resources Circle ) " , wherever 
they occur, the words " Ministry of Agriculture and 
Irrigation (Department of Irrigation ) (Ganga 
Basin Water Resources Organisation ) ” shall be 

substituted ; 
( ii ) for the word and figure " Class IV ” , wherever they 

occur, the , word and letter " GroupD " shall be 

substituted . 
3 . (i ) In the said rules, after rule 4, the following rule 
shall be inserted , namely ;----- 
* 4 A . Liability of persons appointed as peons to under 

go training as Home Guards - - Notwithstanding 
any thing contained in these rules, every person 
appointed as a peon under these rules shall under 
go training as a Home Guard for a period of 
three years : 


5. In the Schedule to the said rules , 
( i ) under column 6 , against the post of Laboratory 

Attendent, the following entries shall be inserted at 

the end , namely : 

" Relaxable for Government servants upto 35 years." 
Note :- The crucial date for determining the age limit 

will , in each case , be the last date upto which the 

employment exchanges are asked to submit names ." ; 
( ii ) under column 10 , against the post of Peon, the 

existing entry may be substituted by the following: 
“ 75 per cent by Direct recruitment 25 per cent by trans 

fer." ; 
(iii ) under column 11, against the post of Peon , the following 
Note shall be added at the end, namely : -- 
“ Note : 

Transfer 
Transfer of Sweeper -cum - Farash , Chowkidar , who have 
rendered 5 years service and possess elementary literacy and 
ability to read Hindi, English or regional language ." 

(iv ) for the entries under columns 2 to 4 relating to the posts 
of Daftry , Laboratory Attendents, Peons and Chowkidar, 
Sweeper -cum - Farash , the following entries shall respectively 
be substituted , namely : 


4 . 


NILAM 


“ 4 General Central Service , Rs. 200 - 3-206 - 4 -234- EB -4 -246 . 

Group D . 
8 General Central Service , Rs. 196 - 3 - 220 - EB - 3 -232 . 

Group D . 
64 General Central Service, Rs. 196 - 3- 220 -EB -3 -232 . 

Group D . 
28 General Central Service , Rs. 196 - 3 - 220 -EB - 3 - 232." 

Group D . 

( v ) for the existing entry in column 12 , relating to the post 
of Daftry , the following entry shall be substituted , namely : 
“ 1 . Deputy Chief Engineer , Ganga Basin Water 
Resources Organisation . 

Chairman 
2 . Superintending Engineering, Ganga Basin 
Water Resources Organisation . 

Member 
3 . Under Secretary (Ganga Basin ), Department 
of Irrigation . 

Member.” 
[F . No. 5 / (94 ) / 75 – GB ] 
S . B . KHARE , Joint Secy . 


744 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19 , 1900 


[ PART II - SEC. 3 (i)] 


- 


- 


नई दिल्ली , 20 फरवरी, 1979 
सा० का० नि० 3 8 2.- - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय जल और शक्ति 
अनुसंधान केन्द्र, पुणे , समूह ग पद भर्ती नियम , 1972 मे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-- 

1. ( 1 ) इन नियमो का नाम केन्द्रीय जल और शक्ति अनुसंधान केन्द्र, पुणे ( समूह ग पद ) भर्ती ( संशोधन ) नियम, 1979 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

2. केन्द्रीय जल और शक्ति अनुसंधान केन्द्र , पुणे, समूह "ग " पद भर्ती नियम , 1972 की अनुसूची में , क्रम संख्या 34 और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र०सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :- - 


.... . 


- . -..- .. - - 


- 


- 


- 


35. उपकरण मैकेनिक 


1 साधारण केन्द्रीय सेवा, 260- 6- 326-द०रो०- लागू नहीं होता 

समूह ग , अराज 8 - 350 रु० 
पत्रित अलिपिक 
वर्गीय 


18 से 30 वर्ष ( सर- उपकरण मैकेनिक या रेडियो सर्विसिंग 
कारी सेवकों के लिए या रेडियो मैकेनिक या किसी 
शिथिल करके 35 अन्य सम्बद्ध व्यवसाय में औद्यो 
वर्ष तक की जा गिक प्रशिक्षण संस्थान से मान्यता 
सकती है ) 

प्राप्त व्यवसाय प्रमाणपत्र या 
व्यावसायिक कार्य में राष्ट्रीय 
प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया 

गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र 
या समतुल्य । 


------ - - --- - - --- -- - -- -- - - 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


समूह “ग ” विभागीय प्रोन्नति 

समिति में जिसमें निम्न 

लिखित होगे : - - 
( i ) निदेशक या संयुक्त 

निदेशक - अध्यक्ष 
(ii ) कार्यपालक इंजी 

नियर ( सी ) - सदस्य 
( iii ) प्रशासनिक अधि 

कारी -- सदस्य 


[ सं० 3 / 79- - फा० 39 /9/78-प्रशा- 1 ] 


New Delhi , the 20th February , 1979 
G .S .R . 382 – In exercise of the powers confirred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby makes the 
following rules further to amend the Central Water and Power Research Station , Poona ,Group C posts Recruitment Rules, 1972, namely :-- 

1. These rules may be called the Central Water and Power Research Station , Poona (Group C Posts ) Recruitment (Amendment) 
Rules , 1979. 

2 . In the schedule to the Central Water and Power Research Station , Poona , Group C post recruitment Rules, 1972 , after serial 
number 34 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted , namely : -- 


- 


2 


3 


5 


... . . .. - - - 


- 


- 


One 


35. Instrument 

Mechanic 


Rs. 260 - 6 - 326 - EB - 8 - 

350 . 


Not 
applicable 


General Central 
service , Group 
C . Non- gazet 
ted , Non 
ministerial. 


18- 30 yrs. (Re- 
laxable upto 35 
years in the case 
Government ser 
vants ) 


Recognised Trade Certificate 
from Industrial Training Insti 
tution or National apprentice 
ship certificate awarded by 
National Council of Training 
in vocational Trade or equiva 
lent in the trade of Instrument 
Mechanics or Radio servicing 
or Radio Mechanics or any 
other allied trade. 


[ भाग II -- खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 10, 1979/फाल्गुन 19, 1900 


745 


% 


A 


- 


- 


10 


11 


12 


13 


Not applicable 


Two years By direct Recruitment. 


Not applicable 


Group C Departmental Not applicable . 
Promotion Committee 
consisting of : 
(i) Director or Joint 

Director - Chairman 
( ii ) Executive Engineer 

( C ) - Member . 
(iii) Adm . Officer 

Member . 


[ No. 3 /79- F 39/ 9/ 78- Adm. I ] 


नई दिल्ली , 22 फरवरी, 1979 


सा०का०नि० 383. - - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय जल और विद्युत 
अनुसंधान अवस्थान , पुणे में सुरक्षा ( समूह ग और समूह घ ) पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् : - - 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1 ) इन नियमों का नाम केन्द्रीय जल और विद्युत अवस्थान, पुणे सुरक्षा ( समूह ग और समूह घ ) पद भर्ती नियम , 
1978 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें । 

2. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : --- उक्त पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के 
स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयुसीमा और अन्य अहंताएं आदि : - पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा , अहंताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी 
जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 


4. निरर्हताएं : - यह व्यक्ति -- 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो ; 
उक्त पद पर नियुक्ति का पान नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनज्ञेय 
है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


5 . नियम शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह, इन नियमों के किसी उपबन्ध 
को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


___ 6. व्यावत्ति :- -- इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस सम्बन्ध में समय -समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध 
करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


चयन पद अथवा सीधे भी किए जाने सीधे भी किए जाने वाले व्यक्तियों 
अचयन पद वाले व्यक्तियों के लिए के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 

आयु सीमा 


2 . 


3 


6 


अचयन 


1 . सुरक्षा अधिकारी एक 

(1 ) 


380-12- 500-द०रो० 
15 - 560 रु० 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


साधारण केन्द्रीय सेवा , 

समूह ग अराज 
पत्रित अलिपिक 
वर्गीय 


746 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19, 1900 


[ PART II - SEC. 36i)] 


. 


. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की अवधि भर्ती की पद्धति /भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण प्रोन्नति ममिनि है तो उसकी भर्ती करने में किन 
वाले व्यक्तियों के लिए यदि कोई हो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां संरचना 

परिस्थितियों में संघ 
विहित आयु और स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति / स्था 

लोक सेवा आयोग द्वारा 
शैक्षिक अर्हताएं पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली नान्तरण किया जाएगा 

परामर्श किया जाएगा 
प्रोन्नति की दशा में 

रिक्तियों की प्रतिशतता 
लागू होंगी या नहीं 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने ( क ) पदोन्नति : 

समूह ग में विभागीय प्रो 
पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्त - ऐसे सहायक सुरक्षा अधिकारी प्रति समिति 
रण द्वारा और दोनों के न जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष 1. निदेशक संयुक्त निदेशक 
हो सकने पर पुननियुक्ति द्वारा तक नियमित सेवा कर ली हो केन्द्रीय जल और विद्युत 

( ख ) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्त - अनुसंधान अवस्थान , 
रण : - - 

पुणे ---अध्यक्ष 
ऐसे पुलिस उप -निरीक्षक 2. कार्यपालक इंजीनियर 
जिहोंने उस श्रेणी में 2 वर्ष ( ग ) केन्द्रीय जल और 
तक न्यूनतम सेवा कर ली हो विद्युत अनुसंधान अवस्थान , 

और जिन्हें राज्य सरकार या पुणे --- सदस्य 
केन्द्रीय सरकर के पुलिस 3. प्रशासनिक अधिकारी 
विभागों में अपराध अन्वेषण केन्द्रीय जल और विद्युत 
विभाग का अनुभव भी हो । अनुसंधान अवस्थान , 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि पुणे - सदस्य 
साधारणतया तीन वर्ष से 
अधिक नहीं होगी ) । 

( ग ) पुननियोजन : 
सेना में कनिष्ठ आयुक्त अधि 
कारी या समतुल्य रैंक के 
सेवानिवृत्त या निर्मुक्त रक्षा 
सेवा कार्मिक ) । 
( सिविल पदों के लिए अधि 
वर्षिता की जो आयु हो उस 
आयु तक के लिए ही पुर्नान 
नियोजन हो सकेगा ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 सहायक सुरक्षा 

अधिकारी 


23 
तीन साधारण केन्द्रीय सेवा, 330- 8 - 370- 10- 400 

30 वर्ष 

( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
( 3 ) समूह ग अराज - द०रो० -10- 480 लागू नहीं होता ( सरकारी सेवकों के विद्यालय/ बोर्ड से मैट्रिक 
पत्रित अलिपिक 

लिए 35 वर्ष तक या समतुल्य 
वर्गीय 

शिथिल की जा 
सकेगी ) ( 2 ) सुरक्षा / अग्नि शमन/एन०सी० 
आयु सीमा विनि - सी०/ नागरिक सुरक्षा होम 
श्चित करने के लिए गार्ड/प्रादेशिक सेना आदि में 
निर्णायक तारीख प्रशिक्षण 
भारत में रहने वाले ( 3 ) किसी बृहद प्रौद्योगिक समुत्थान 
अभ्यर्थियों से ( उनसे के सुरक्षा विभाग में 5 वर्ष 
भिन्न जो अन्दमान का अनुभव । 

और निकोबार द्वीप वांछनीय : 
समूह तथा लक्ष द्वीप भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व पुलिस 
में रहते हैं ) कार्मिक को अधिमान दिया 
आवेदन प्राप्त करने जाएगा । 
के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख 
होगी । 


[ भाग II - खण्ड 3(i )] 


भारत का राजपत्र मार्थ 10, 1979/ फाल्गुन 19, 1900 


747 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


5 


ऐसे पदों की बाबत , 
जिन पर नियुक्ति 
रोजगार कार्यालय 
के माध्यम से की 
जाती है, प्रत्येक 
मामले में प्रायु- सीमा 
अवधारित करने 
के लिए निर्णायक 
तारीख वह तारीख 
होगी जिस तक रोज 
गार कार्यालय 
से नाम भेजने के 
लिए कहा गया 


w 


- 


------------- -- --- --- -- - - 


89 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


सीधी भती द्वारा 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


समूह ग विभागीय प्रोन्नति 

समिति 
1. निदेशक/संयुक्त निदेशक 

केन्द्रीय जल और विद्युत 
अनुसंधान अवस्थान , पुणे . 

- - अध्यक्ष 
2. कार्यपालक इंजीनियर 

( ग ) केन्द्रीय जल और 
विद्युत अनुसंधान प्रव 
स्थान, पुणे - सदस्य 
3. प्रशासनिक अधिकारी 

केन्द्रीय जल और विद्युत 
अनुसंधान अवस्थान, पुणे 

--- सदस्य 


- ----- - - 


- - - 


1 


2 


3 


5 


साथ जमा कराना 


-भारत 


3. सुरक्षा गार्ड 


लागू नहीं होता 


आठ 
( 8 ) 


साधारण केन्द्रीय सेवा 
समूह घ 


196- 3 - 220-द०रो०- 

3- 23200 


30 वर्ष 

आवश्यक : 
( सरकारी सेवक के ( 1 ) रक्षा सेवाओं में कम से कम 
लिए 35 वर्ष तक एक वर्ष की सेवा तथा पाठवीं 
शिथिल की जा कक्षा या समतुल्य रक्षा सेवा 
सकेगी ) 

परीक्षा ; या 
आयुसीमा विनि - ( 2 ) आठवीं कक्षा तथा किसी वृहद 
श्चित करने के लिए प्रौद्योगिक प्रतिष्ठान में कम 
निर्णायक तारीख से कम सुरक्षा गार्ड या चौकीदार 
भारत में रहने वाले के रूप में एक वर्ष का अनुभव 
अभ्यार्थियों से ( उनसे वांछनीय : 
भिन्न जो अन्दमान अग्नि शमन उपस्करों के उपयोग 
निकोबार द्वीपसमूह का एक वर्ष का अनुभव । 
तथा लक्षद्वीप में 
रहते हैं ) आवेदन 
प्राप्त करने के लिए 
नियत की गई अंतिम 
तारीख होगी । 
ऐसे पदों की बाबत , 


- 


- 


1239 GI / 78 - 10 


750 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19, 1900 


[PART 11 — Sec. 3(1)] 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- -- - - -- - - - -- - - 


- 


- - - -- 

5 


6 


-- - - - - - - 


--- 


- 


- - - 


- 


- - - -- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - - - - - 


- - - - - 


wa - 


- - 


- 


- - - 


cations from ment. 
candidates in Desirable : 
India (Other Ex - service personnel or Ex -Police 
than Andaman personnel preferred . 
and Nicobar 
Islands and 
Lahshadweep ). 
In respect of 
posts the appo 
intments to 
which are made 
through the Em 
ployment Ex 
change , the cru 
cial date for de 
termining the 
age limit shall, 
in each case , be 
the last date up 
to which the Em 
ployment Ex 
change are 
asked tosubmit 
the names. 


- 


- -------- ---- - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- _ 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


UL 


10 


11 


12 


13 


Not applicable 


Two years 


By direct recruitment 


Not applicable 


Group C DPC , CW & Not applicable 

PRS, Pune (Central 
Water & Power Re 
search Station ) 


1 . Director / Joint Direc 

tor - Chairman 


2 . Executive Engineer 

( C ) -- Member 
3 . Administrative Officer 

- Member 
-- - - - - - - - - 


-- -- ---- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- - - - 


ALL 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


MET 


3 . Security Guards Eight 

(8 ) 


General Ceneral Rs. 196 - 3-220 -EB-3. 
Service Group D 232. 


Not 
applicable 


25 (Twenty five 
years ) (Relaxa - 
ble for Govt. 
servants upto 
35 years ) 


Essential : 
(1) VIII Standard or equivalent 

Defence Service Examina 
tion with at least one year s 
service with Defence Services . 

OR 
( ii) VIII Standard with experi 

ence as a Security Guard or 
Watchman in a large indus 
trial establishment for at least 

one year . 
Desirable : 
One year s experience of handling 

fire - fighting equipment. 


- VA 


[ भाग II - - खण्ड 3( i )] 


भारत का राजपत्र : मार्च 10, 1979/फाल्गुन 19, 1900 


751 


- A 


-AAL 


- um 


10 


12 


13 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Not applicable 


Two years 


By direct recruitment 


Not applicable 


Group D DPC 

Not applicable 
1 . Director, Central Water 

& Power Research 
Station , Pune - Chairman 


2 . Executive Engineer 
__ ( C ) CW & PRS, Pune 

- Member 
3 . Administrative Officer , 

CW & PRS , Pune - Member 


-- - - -- ----...- - -- - - - ---- - - - - 


-- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


[ No . 15/ 78 - F. 39/ 22 /77- Adm. I] 
MUKESH CHAND, Under Secy . 


Group C Departmental Promotion Committee consist 

ing of : 
( i) Deputy Secretary ( Administration ) - Chairman 
( ii ) Deputy Commissioner Storage and 
Research) - I 

- Member 


( iii ) An officer of the rank of Under Secretary 
from some other Department 

- - Member 
( iv ) Under Secretary ( Administration) in charge 

of the Save Grain Campaign work - Member 
( v ) A Schedule Caste or a Scheduled Tribe officer 

of the rank of Under Secretary if none of 
the above officers belongs to the Scheduled 
Caste and the Scheduled Tribe 

Member 
[ F. No . A . 12018 / 6 / 78 - E. VI ] 

CHANAN RAM , Under Secy. 
- ----- - - 

.. .. . . . 
नांवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 
नई दिल्ली , 22 फरवरी, 1979 

( वाणिज्य नौवहन ) 


( खाद्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 23 फरवरी , 1979 
साका०नि० 384. -- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनाज बचाओ आन्दोलन संगठन 
( कनिष्ठ लेखा पाल एवं भण्डार रक्षक ) भर्ती नियम , 1978 में और 
संशोधन करने के लिये , निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् :- - 

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम , अनाज बचाओ आन्दोलन ( कनिष्ठ 
लेखापाल एवं भण्डार रक्षक ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 1979 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. अनाज बचाओ आन्दोलन ( कनिष्ठ लेखापाल और भंडार रक्षक 
भर्ती नियम , 1978 की अनुसूची स्तम्भ 12 की प्रविष्टि के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : --- 

" समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगें , अर्थात्: 
( 1 ) उपमचिव ( प्रशासन ) - अध्यक्ष 
( 2 ) उपायुक्त ( भण्डारकरण और अनुसंधान ) -- सदस्य 

( 3 ) किसी अन्य विभाग के अवर सचिव के पंक्ति का एक अधि . 
कारी -- - सदस्य 

( 4 ) अवर सचिव ( प्रशासन ) अनाज बचानो आन्दोलन कार्य का 
भारसाधक-- -- सदस्य 

( 5 ) यदि उपरोक्त अधिकारियों में से कोई भी अनुसूचित जाति या 
अनुसूचित जनजाति का नहीं है तो अवर सचिव की पंक्ति का अनुसूचित 
जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी - - सदस्य " 

[ फा०सं० ए-12018/ 6/ 78-ई० 4] 

चानन राम , अवर सचिव 
( Department of Food ) 

New Delhi, the 23rd February, 1979 
__ G . S. R. 384. - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution , the President here 
by makes the following rules further to amend the Save Grain 
Campaign Organisation ( Junior Accountant-cum -Store 
Keeper ) Recruitment Rules , 1978 namely : 
__ 1 . ( i ) These rules may be called the Save Grain Campaign 
Organisation (Junior Accountant- cum -Store Keeper ) Recruit 
ment (Amendment ) Rules, 1979 . 

( ii ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette . 

2 . In Schedule to the Save Grain Campaign Organisation 
Junior Accountant- cum- Store Keeper ) Recruitment Rules , 1978 
in column 12 for the entry , the following entry shall be 
substituted , namely : 


सा०का०नि० 385. -- वाणिज्य नौवहन अधिनियम , 1958 ( 1958 
का 44 ) की धारा 87 के साथ पठित धारा 87 के खंड ( क ) , ( ख ) , 
( ग ) और ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा वाणिज्य नौवहन (व्यापारी बेड़े में इंजीनयरों की परीक्षा ) 
नियम , 1963 में आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम 
बनाती है , अर्थात् : - - 


___ 1 . ( 1 ) इन नियमों का नाम व्यापार और नौवहन (व्यापारी बेड़े 
में इंजीनियरों की परीक्षा ) संशोधन नियम , 1979 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. व्यापार नौवहन ( व्यापारी बेड़े में इंजीनियरों की परीक्षा ) नियम , 
1963 के परिशिष्ठ 1 में क्रमांक 174 तथा उसकी प्रविष्टियों के 
बाद अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां सन्निविष्ट की जायेंगी , अर्थात् : - - 

1 2 
175 यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा गवर्नमेंट पोलिटैकेनिक , विशाखापटनम् 

-~- 530007 ( आन्ध्र प्रदेश ) 
176 यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा कारमल पोलिटेकनिक , पुनप्रा , अलेपी -- 

4 ( केरल ) 


754 


THE GAZETTF OF INDIA : AMARCH 10, 1979 /PHALGUN: 19. 1900) 


{ PART II --- SEC. 3( 123 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रागनी 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
मंग्या 


चयन पद अथवा मीधे भर्ती किये जाने वाले मीधेभर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों 

व्यक्तियों के लिए प्राय - के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


अचयन पद 


__ मीमा 


संदेश वाहक 


माधारण केन्द्रीय सेवा 196- 3- 220-दरो० लाग नहीं होता 
ममह घ , अराजपवित 3- 232 20 


18 से 25 वर्ष के मध्य अावश्यकः - - 
( मरकारी सेवकों ( 1 ) आठवी कक्षा उतीर्ण हो या 
के लिए शिथिल करके उसके ममतुल्य हो । 
35 वर्ष तक की जा ( 2 ) बाह्य कार्यो के लिए शारीरिक 
मकती है ) 

___ रूप से स्वस्थ हो । 
टिप्पण . प्रत्येक मामले वांछनीयः । 
में आयु मीमा अव - माईकल चलाने का ज्ञान हो । 
धारित करने की 
निर्णायक तारीख वह 
नारीख होगी जिस 
तक रोजगार कार्यालय 
में नाम भेजने के लिए 
कहा गया है । 


.. .... -- . 


. - - -- - - 


- 


- 


- -.. . -.- - - 


- - - - - 


- - --- --- -- - 


- - -- - - 


---- ---- - - -- - ---- ----- . ..----- - - - 


. . . 


- - 


- -- - -- - 


- - - - 


- 


-- -- - - - - -- ----...- . - --- - - 


- - - - - 


-- - - 


- - - - - 


- - -- - - 


या नही 


.. ... . 


- 


- 


- 


2 वर्ष 


सीधे भर्ती किये जाने परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति / स्थांनातरण प्रोन्नति ममिति है तो उसकी भर्ती करने में किन 
वाले व्यक्तियों के लिए अवधि यदि होगी या प्रोन्नति द्वाग या द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां मरचना 

परिस्थितियों में संघ 
विहित प्रायु और कोई हो प्रतिनियुक्ति / स्थानातरण जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति 

लोक सेवा आयोग द्वारा 
शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति द्वारा या विभिन्न पद्धतियों स्थानान्तरण किया जाएगा 

परामर्श किया जायेगा 
की दशा में लागू होगी 

द्वारा भरी जाने वाली 
रिक्तियां की प्रतिशतता 

- - - - - - -- ------- ---- - - ----------- -- - -- ------ - - -- -- - 
10 11 

12 

13 
लागु नहीं होता 

( i ) 75 प्रतिशत मीधी भर्ती स्थानान्तरण : पत्तन में के ऐसे समूह विभागीय प्रोन्नति मे लाग नहीं होता 
द्वारा और 

झाड़कशों और चौकीदारों में निम्नलिखित होंगे : 
( ii ) 25 प्रतिशत स्थानांतरण से जिन्होंने अपनी - अपनी श्रेणी ( 1 ) मुख्य इंजीनियर और 

द्वारा, जिनके न होने पर में 5 वर्ष सेवा की हो और प्रशासक - - अध्यक्ष । 
मीधी भर्ती द्वारा । जो प्रारम्भिक साक्षरता रखते ( 2 ) उपसंरक्षक बंदरगाह मास्टर 

हो तथा अंग्रेजी या हिन्दी या यातायात प्रबंधक कार्यपालक 
किसी प्रादेशिक भाषा को पढ़ इंजीनियर स्वास्थ्य अधिकारी 
सकने की योग्यता का प्रमाण । एवं सहायक मर्जन ( जो 
दे सकें । 

मुख्य इंजीनियर- एवं -प्रशामक 
द्वारा नाम निर्देशित किया 

जाएगा ) - - मदम्य 
( 3 ) वित्तीय मलाहकार और 
मुख्य लेखा अधिकारी ---- 

सदस्य 
( 4 ) किसी अन्य केन्द्रीय सरकारी 
विभाग का एक अधिकारी 

-~ - सदस्य 
( 5 ) मचिव - सदस्य 

[ सं० पी० ई० एल - 22/ 77] 

गम तिलक पाण्डे, अवर सचिव 
New Delhi, the 22nd February , 1979 

2 . Number , classification and scale of pay . - - The number of 

the said post, its classification and the scale of pay attached 
G .S .R . 387 .- In exercise of the powers conferred by the 

____ thereto , shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule 
proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby 

annexed to these rules. 
makes the following rules regulating the method of recruit 
ment to the post of Messenger in the Port of New Mangalore 

3 . Method of recruitment, age limit and other qualifications 
under the Ministry of Shipping and Transport , namely : 

etc . - The method of recruitment, age limit, qualifications and 

other matters relating to the said post shall be as specified in 
1 . Short title and commencement . 1 ) These rules may 

columns 5 to 13 of the Schedule afcresaid . 
be called the Port of New Managalore (Messenger ) Recruit 
ment Rules, 1979 . 

4 . Disqualification : - - No person : -- 
( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 

( a ) who has entered into or contracted a marriage with 
cation in the Official Gazette . 

a person having a spouse living, or 


[ATT ] I - - Que 3 (i) ] 


HTCT FIT TETTE : A * 10, 1979/ 19 , 1900 


755 


NUN 


ht 


( b ) who having a spouse living , has entered 

contracted a marriage with any person , 


into 


or 


5. Power to relax . -- Where the Central Government is of 
opinion that it is necessary or expedient so to do , it may, by 
order and for reasons to be recorded in writing, relax any 
of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons. 


shall be eligible for appointment to the said post : 


Provided that the Central Government may , if satisfied . 

that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to 
The marriage and that there are other grounds for so 
doing, exempt any person from the operation of this 
rule . 


6 . Saving . Nothing in these rules shall affect reservations 
relaxation of age limit and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and 
other special categories of persons in accordance with the 
orders issued by the Central Government from time to time in 
this regard . 


SCHEDULE 


Name of the post 


Classification 


Scale of pay 


No. of 
posts 


Age limit for 

direct recruits 


Educational and other qualifica 
tions required for direct recruits 


Whether 
Selection 
post or 
Non - selec 
tion post 


2 


3 


Messenger 


General Central Rs. 196 -3-220 -EB 
Service 

3 - 232 . 
Group D 
Non - gazetted 


Not 
applicable 


Between 18 to Essential : 
25 years 

Should have passed eighth standard 
(Relaxable for or its equivalent. Should be 
Govt . servants physically fit for outdoor duties . 
upto 35 years ). 
Note : The cru - Desirable : 
cial date for Knowledge of cycling . 
determining the 
age limit will 
in each case be 
the last date up 
to which the 
Employment 
Exchange are 
asked to submit 
names. 


Whether age and Period of 
educational qua - probation 
lifications pres- if any 
cribed for direct 
recruits will apply 
in the case of pro 
motees 


Method of recruitment In case of recruitment by If a Departmental Pro - Circumstances in 
whether by deputation / promotion /deputation /trans - motion Committee exists, which UPSC is 
transfer/ promotion /direct fer , grads from which what is its composition to be consulted in 
recruitment and percen - promotion / deputation / 

making recruit 
tage of the vacancies to transfer to be made 

ment 
be filled by various me 
thods 


8 


9 


12 


Not applicable 


2 years 


10 11 

13 
(i) 75 % by direct Transfer : 

Group D Departmental Not applicable 
recruitment ; and From among the Sweepers Promotion Committee 

by transfer and Watchmen in the consisting of 
failing which by Port who have put in (1) Chief Engineer and 
direct recruitment. 5 years of service in the Administrator - Chairman 

respective grades and who (2 ) Deputy Conservator / 
possess elementary Harbour Master/ Tra 
literacy and give proof ffic Manager /Execu 
of ability to read either tive Engineer/Health 
English or Hindi or Re Officer- cum - Asstt. 
gional language . 

Surgeon (to be nomi 
nated by the CE & A ) 

Member 
(3 ) Financial Adviser and 

Chief Accounts Officer 

- Member 
( 4 ) An Officer from other 

Central Government , 

Department _ Member 
(5) Secretary - Member 

[No . PEL- 122 /77 ) 
R . T . PANDEY , Under Secy . 


1239 GI/78 — 11 


- - - - 


- - - - - -- - - 


- ...... .- - - 


-. .- - - 


- 


- 


- - - 


_ 


- . . - -- 

- - - - 


- - - - 
- 


- -- - 


- - - - 


- _ _ ... - - - - - - . 


. 


756 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10. 1979 /PHALGUNA 19, 1900 

[ PART II - SEC. 3ti )] 
___ - --- - . . - - - - -- - - -- - --- --- - - - 
नई दिल्ली , 2.3 फरवरी , 1979 

( 4 ) नियम 19 में , निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया 
साका०नि० 383.-- --नव मंगलोर पत्तन ( बन्दरगाह यान ) संशोधन 

जायेगा , अर्थात् :---- 
नियम , 1978 का प्रारूप , भारतीय पत्तन अधिनियम , 1908 ( 1908 ___ परन्त यदि टिण्डल किमी अन जप्त बन्दरगाह यान को अधिक लदा 
का 15 ) की धारा 6 की उपधार ( 2 ) की अपेक्षानुसार , भारत सरकार 

हुप्रा पाना है तो उसे प्राज्ञप्ति जारी किये जाने सबंधी शर्तों के 
के नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना सं० 

अनुरूप बनाने के लिये , यथास्थिति , केवल उन्ही यात्रियों को यान छोड़ने 
सा०का०नि० 1150, तारीख 31 अगस्त , 1978 के अधीन भारत के 

के लिये या उनने स्थोरा को वहां से हटाने के लिये कहा जायेगा , 
राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 (i ) , तारीख 16 सितम्बर, 1978 के पृष्ठ 

जो अन ज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट विहित सीमा के पश्चात् यान में प्रविष्ट 
2167 पर प्रकाशित किया गया था , जिसमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना 

हुए हों तो यान में लादा गया हो " ; 
के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन 
सभी व्यक्तियों से आपत्ति और सुझाव मांगें गये थे, जिनके उससे प्रभावित 

( 5 ) नियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, 
होने की संभावना थी ; 

अर्थात् -- -- 
और उक्त राजपत्र 25 मितम्बर , 1978 को जनता को उपलब्ध करा _ 25. स्वामो द्वारा अपने यान पर नियोजित टिण्डल या कर्मीदल के 
दिया गया था ; 

किमी मदस्य के कार्यों के लिये स्वामी का दायित्व - ~यान का 

स्वामी, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन यान को चलते समय , 
और जनता से उक्त प्रारूप की बाबत कोई आपत्ति या 

अपने द्वारा अपने यान पर नियोजित टिण्डल या कर्मीदल के किसी 
सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

मदम्य के सभी कार्यों के लिये उत्तरदायी होगा " ; 
अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित नियम बनाती 

( 6 ) नियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा , 
है , अर्थात् :---- 

अर्यात् :-- - 
नियम 

" 26. अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण : - - यदि उप - संरक्षक की राय में किसी 
1 ( 1 ) इन नियमो का संक्षिप्त नाम नव मंगलौर पत्तन ( बन्दरगाह 

प्राजन बन्दरगाह यान के स्वामी या टिण्डल या कर्मीदल के किमी 

मदस्य ने इन नियमों के किमी उपवन्ध का उल्लंधन किया है , तो वह् , 
याम ) संशोधन नियम , 1979 है । 

किमी अन्य कार्यवाही पर जो उस उल्लंधन की बाबत ऐसे स्वामी के 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

विरुद्ध की जा सकती हो , प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , एसे स्वामी 
2. नव मंगलौर पत्तन ( बन्दरगाह यान ) नियम , 1976 में : -- 

द्वारा धारित मभी या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा " ; 
( 1 ) नियम 5 मे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा ( 7 ) नियम 31 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया 
जायेगा , अर्थात् : - - 

जायेगा , अर्थात् : --- 
" परन्तु इस नियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं 

" 32 शास्नियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया -- -यदि किसी व्यक्ति 
होगी : 

पर इन नियमों के किसी उपबन्ध को भंग करने का आरोप लगाया 
( क ) ऐमा यान जो किसी पोत या स्टीमर के उपस्कर का भाग रूप 

जाता है तो ऐसे अपराध के लिये कोई शास्ति विनिश्चय करने के पूर्व , 
है , जब तक कि वह लाभ के लिये यात्रियों या स्थोरा 

उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा और इन नियमो के 
का वहन नहीं करता । 

अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया 

जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति को , जिम पर ऐमी शास्ति अधिरोपित 
( ख ) ऐसा यान जिसे एकमात्र आमोद-प्रमोद के लिये , यात्रियों या 

करने का प्रस्ताव है , सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता । " 
स्थोरा को वहन करने से कोई संबंध नहीं है ; 

[ सं० पी० जी० एल०-39/ 77 ] 
( ग ) ऐसा यान जो पत्तनों का है " ; 

सुदर्शन वसुदेव , अवर सचिव 
( 2 ) नियम 12 के उपनियम ( 3 ) के नीचे के स्पष्टीकरण के 
स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात् : - -- 

New Delhi, the 23rd February , 1979 
"स्पष्टीकरण - - इस उपनियम के प्रयोजनार्थ , सभी ऐसी मरम्मतें , जिनमें 
यान की तरण योग्यता को प्रभावित करने वाले प्रतिस्थापन या 

G . S . R 388 .- Whereas the draft of the Port of New Manga 
नवीकरण अन्तर्वलित है बड़ी मरम्मतें समझी जायेंगी " ; 

lore ( Harbour Craft ) Amendment Rules, 1978 , was published 
as required by sub -section ( 2 ) of section 6 of the Indian 

Ports Act, 1908 ( 15 of 1908 ) in the Gazette of India , Part 
( 3 ) नियम 13 के उपनियम ( 3 ) के स्थान पर निम्नलिखित II, Section 3 (i), dated the 16th September 1978 , at page 2167 
उपनियम रखा जायेगा , अर्थात् :- -- 

under the notification of the Government of India in the 

Ministry of Shipping and Transport ( Transport Wing ) , No 
___ “ ( 3 ) पत्तन के भीतर चलने वाला प्रत्येक अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान अपने 

G . S . R . 1150 , dated the 31st August 1978 , invitir objections 

and suggestions from all persons likely to be affected there 
साथ उतने जीवन जैकेट ले जायेगा , जितने उस पर व्यक्ति , जिनके by , till the expiry of a period of forty - five days from the 
अन्तर्गत यात्री और कर्मीदल भी हैं , इसके अतिरिक्त यान , प्रत्येक दो 

date of publication of the said notification in the Official 

Gazette ; 
व्यक्तियों के , जिनके अन्तर्गत यात्री और कर्मीदल भी हैं , लिये एक के 
हिसाब से जीवन बोया ले जायेगा , किन्तु प्रत्येक बन्दरगाह यान में कम से 

And whereas, the said Gazette was made available to the 
कम दो जीवन बोया अवश्य रहेंगे । विकल्पतः जीवन बोया के बदले 

public on the 25th September, 1978 ; 
ऐसे तरण -शील माधिन की व्यवस्था की जायेगी , जो सभी व्यक्तियों को , And whereas, no objections or suggestions have been re 
जिनके अन्तर्गत यात्री और कर्मीदल भी है , वहन करने के लिये पर्याप्त 

ceived from the public on the Draft ; 
हैं । जीवन बोया या तरणशील माधित्र परिवहन मंत्रालय द्वारा यथा 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act , the Central Gov 
अनुमोदित नमूनों के होंगे ", 

ernment hereby makes the following rules , namely : 


ATT II - - TE 3( 1) ] 


HETA FT TFTC : HT3 10, 1979/977 Ta 19, 1900 


757 


RULES 
1. ( 1 ) These rules may be called the Port of New Man 
galore (Harbour Craft ) Amendment Rules , 1979 . 


( 7 ) after rule 31, the following rule shall be inserted 
namely : 


(2 ) They shall come into force on the date of their pub 
lication in the Official Gazette . 


" 32 . Procedure for imposing penalties. Every person on 
whom a charge of breach of any of the provisions under these 
rules are made shall be given a reasonable opportunity of 
being heard before any penalty is decided for such offence , 
and that no order imposing a penalty under these rules shall 
be made except after giving the person on whom such a 
penalty is pri posed to be imposed a reasonable opportunity of 
being heard ." 


2 . In the Port of New Mangalore (Harbour Craft) Rules , 


1976 


( 1) in rule 3 , for the provisos , the 

shall be substituted , namely : 


following proviso 


(No. PGL- 39177 ) 
S . VASUDEV , Under Secy . 


" Provided that nothing in this rule shall apply to 


( a ) any craft forming part of the equipment of a 

ship or steamer unless it carries the passengers 
or cargo for profit ; 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 


(b ) any craft maintained solely for purpose of 

pleasure and not connected with the carrying of 

passengers or cargo for profit ; 
( c ) any craft belonging to the port" ; 


7 $ farct 15 $ 


et , 1979 


( 2 ) for the Explanation under sub -rule (3 ) of rule 12 , 
the following Explanation shall be substituted , namely : 


“ Explanation . -- For the purpose of this sub -rule, a !! 

the repairs which involve replacement or renewals 
affecting sea -worthiness of the craft shall be deem 
ed to be major repairs" ; 


genietecting 
smajor 


(3 ) for sub -rule (3 ) of rule 13 , the following sub -rult 
shall be substituted , namely : 
" ( 3 ) Every licenced harbour craft plying within the port 

shall carry as many number of life jackets as there 
are number of persons including passengers and 
crew . In addition , craft shall carry life buoys at 
the rate of one for every two persons including 
passengers and crew , subject to a minimum of two 
numbers of life buoys in every harbour craft. Alter 
natively , in lieu of life buoys buoyant apparatus 
sufficient to carry the total number of persons in 
cluding passengers and crew shall be provided . The 
life buoys and buoyant apparatus shall be of the 
pattern as approved by the Ministry of Transport" ; 


ATOTO fato 389. - - -ifaara o Tot 309 977 ETT 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति , आकाशवाणी समूह क 
भर्ती नियम , 1963 में और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्न 
लिखित नियम बनाते हैं , अर्थात : - -- 

1. ( 1 ) 877 faqat # FF197TUTTH a ( HFTTET ) 
faph , 1979 FEET FITOTT I 

( 2 ) ये नियम मरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख 
को प्रवृत्त होंगे । 
2. 91TSTATUTE THE 

F at FATA , 1963 & anat # , 
" FAT* ( T2TT ) " # À Hafar FA FETT 22 T A , 
( 1 ) कालम 2 के अन्तर्गत प्रविष्टि के स्थान पर , " उप महानिदेशक 

( ETETT) " # afaroc afaterfaz # FTITIT ; 
( 2 ) 19 # 5 # prasta sfafot # 91 92 , " 2000 - 1 25/ 2 
2250 Fou " ai sfafct afarafa FITTÎN 

[HEAT 12019/ 1/79-áto (To )] 

एम०एल० टण्डन , अवर सचिव 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 


New Delhi , the 15th February , 1979 


( 4 ) in rule 19, the following proviso shall be inserted 
namely : 
“ Provided that in the event of a licenced harbour craft 

being found over -loaded by the Tindal, only those 
passengers who entered the craft or the quantity of 
cargo that was loaded after the prescribed limit as 
specified in the licence , shall be asked to leave or 
be removed , as the case may be , to confirm with 
the conditions of the assignment of the issue of 

licence " ; 
(5 ) for rule 25, the following rule shall be substituted . 
namely : - - 
“ 25 . Liability of the owner for the acts of Tindal or any 

member of the crew employed by him on his craft .-- - 
The owner of the craft shall be responsible for atly 
acts of Tindal or any other member of the crew em 
ployed by him on his craft , while plying the craft 
under the provisions of these rules" ; 


G . S .R . 389 . - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby 
makes the following rules further to amend the All India 
Radio Group ‘ A ’ Recruitment Rules, 1963, namely : 


1 . ( 1 ) These rules may be called the All India Radio 
Group A Recruitment ( Amendment ) Rules, 1979 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 


2 . In the Schedule to the All India Radio Group A Ke . 
cruitment Rules 1963, against serial number 22 , relating to 
the post of " Director (Security )” — 


( 6 ) for rule 26 , the following rule shall be substituted . 
namely : 
“ 26 . Revocation of licences . - If, in the opinion of the 

Deputy Conservator , the owner of any licensed har 
bour craft or Tindal or any member of the crew has 
contravened any of the provisions of these rules , he 
may , without prejudice to any other action that may 
be taken against such owner in respect of the contra 
vention , cancel, all or any of the licences heli Oy 
the owner" : 


( i ) for the entry under column 2 , the entry " Deputy 

Director General ( Security ) ” shall be substituted ; 
( ii ) for the entry under column 5 , the entry " Rs. 2000 

125 / 2 - 2250 " shall be substituted . 


[No. 12019 / 1 / 79 - B ( A )] 
M . L . TANDON , Under Secy . 


- - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - . . - - - - - - - - --- -- - - - -- - -- -- - - 


-- 


758 

THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 / PHALGUNA 19 , 1900 [ PART II _ SEC. 3 (i)] 
- --- - -- - - -- - - - --- -- --- - - - -- - -- --- - ---- ---- -- - - -- - -- - 
संचार मन्त्रालय 

MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
( डाक - तार बोर्ड ) 

(P . & T . Board ) 
नई दिल्ली , 17 फरवरी , 1979 

New Delhi, the lith February , 1979 
सा०का०नि० 390. --- भारतीय सविधान के अनच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा 

G . S . R . 390.- ~ ~In exercise of the powers conferred by the 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करके तार परियात पर्यवेक्षक (भर्ती एवं प्रशिक्षण ) proviso to article 309 of the Constitution the President here 
नियम , 1974 के अधिलधन में राष्ट्रपति के ए नद्रारा डाक-नार विभाग by makes the following rules further to amend the Telegraph 
में निम्नवर्ती नियम बनाते है अर्थात : --- 

Traffic Supervisors (Recruitment and Training) Rules 1974 , 

in the Posts and Telegaphs Depatment , namely : 
1 . ( 1 ) इन नियमों को तार परियात (भर्ती और प्रशिक्षण ) 
मंशोधित नियम 1978 कहा जायेगा । 

1. ( 1 ) These ules may be called the Telegraph Traffic 

Supervisors ( Recruitment and Training ) Amendment Rules , 
12 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 

1978. 
होगे । 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
2 तार परियात पर्यवेक्षक ( भर्ती और प्रशिक्षण ) नियमावली , 

publication in the Official Gazette . 
1974 में , 

2 . In the Telegraph Traffic Supervisors (Reciuitment and 
(i ) नियम 5 में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जायेगी अर्थात्: - -- 

Training) Rules , 1974 , 
" 5. ( 1 ) प्रशिक्षण और बन्धपत्र :-- -- चुने गये उम्मीदवारों ( मीधी 

(i) for rule , 5, the following note shall be substituted . 
भर्ती और विभागीय उम्मीदवारो ) की नियुक्ति से पहले 8 महीने 

namely : 
का लिखित प्रशिक्षण तथा एक महीने तक प्रयोगात्मक प्रशिक्षण प्राप्त 

" 5. ( 1 ) Training and Bond . - The selected candidates ( both 
करना होगा । 

direct recruits and Departmental Candidates ) shall before ap 
( 2 ) प्रशिक्षण प्रारम्भ होने में पूर्व सभी चुने गये उम्मीदवारो को 

pointment undergo theoratical training for a period of 8 

months and practical training for a period of one month , 
तार परियात पर्यāक्षक के पद पर नियुक्ति को तारीख से विभाग में 
सेवा करने के लिये 5 वर्ष के लिये निर्धारित फाम में बन्धपत्र भरकर 

( 2 ) Before commencement of training each selected 
देना पड़ेगा और ममय -समय पर बन्ध पत्र की शर्तों पूरी करने के लिये candidate shall execute a Bond in the prescribed form to 
निर्धारित फार्म में भरकर देना पड़ेगा और सरकारी कर्मचारी की सुरक्षा 

serve the Department for a period of 5 years from the date 
तथा उसके विभाग में 5 वर्ष की मेता पूरी कर लेने पर लौटा दी 

of appointment as Telegraph Traffic Supervisor and deposit 

a security as prescribed from time to time for due fulfilment 
जायेगी । 

of the terms of the Bond and the security deposit shall be 
( 3 ) विभागीय उम्मीदवारों के ऊपर उप नियम ( 2 ) की धारा refunded to the candidate after he has completed 5 years of 

service in the Department. 
लागू नहीं होगी शेष सभी नियम एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं 
होगा । " 

( 3 ) The provisions of sub- rule ( 2 ) shall not apply to 

Departmental Candidates but other terms and conditions shall 
( ii ) सूची में प्रदत्त कानम 2 के वर्त पान नियम के स्थान पर 

remain unchanged , 
निम्नलिखित शब्द कृपया प्रतिस्थापित किये जायें , अर्थात् :-- -- 

( ii ) in the Schedule in the existing ruling in column 2 , 
" मामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप सी गैर-लिपिक वर्गीय । " 

the following words shall be substituted namely : - - 
[सं० 21 3/ 32 / 76-एम०टी०एन० ] 

“ General Central Service Group C Non -Ministerial.” 
एम० एम० यज्ञनेश्वरन महायक महानिदेशक 

No. 213 / 32 / 76-STN] 
( एस०टी०एन० ) 

_ _ M . S. YEGNESHWARAN, Asstt . Director General ( STN ) 


रेल मंत्रालय 

(रेलवे बोर्ड ) 

नयी दिल्ली, 21 फरवरी, 1979 
सा० का०नि० 39 1.---- संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एन द्वारा भारतीय रेलो के 
महानगर परिवहन परियोजना ( रेल ) , कलकत्ता में कानूनी मलाहकार के पद पर भर्ती की पद्धति की विनियमित करने के लिए निम्नलिखित बनाते हैं ; अर्थात् -- - 

1. संक्षिप्त नाम क्या प्रारम्भ :--- ( 1 ) ये नियम भारतीय रेल महानगर परिवहन परियोजना ( रेलें ) कलकत्ता , ( कानूनी मलाहकार ), भर्ती नियम, 
1978 कहलायेंगे । 

( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से प्रवृत्त होगे । 

2 संख्या , वर्गीकरण तथा वेतनमान-~ - उल्लिखित पद की संख्या , उमका वर्गीकरण तथा उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न 
अनुसूची के कालम 2 तथा 4 में विनिदिष्ट है । 

3 भर्ती की पद्धति, आयु भीमा, अर्हता प्रादि - - उल्लिखित पद के लिए भर्ती की पद्धति , आयुसीमा , अर्हताएं तथा अन्य संबंधित बातें वह होंगी जो उक्त 
अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है । 


[ भाग II - -खण्ड 3( 1) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 10, 1979/फाल्गुन 19, 1900 


. 


. 


759 


4. अनर्हताएं - -कोई भी व्यक्ति , 
( क ) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से , जिसका कोई पति /पत्नी मौजूद हो , विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो या ; 

( ख ) जिमने एक पति / पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो , 
उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा ; 

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार , यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अन्तर्गत 
ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं । किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है । । 


5. छूट देने की शक्ति - - जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या कालोचित हो तो वह इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते 
हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबन्ध से किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों को छूट देने का आदेश दे सकती है । 


___ 6. व्यावृत्ति - - इन नियमों में दिये गये उपबन्धों का इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियो , 
अनुसूचित जन- जातियों तथा अन्य विशेष कोटियों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणो, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही 
पड़ेगा । 


अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


- - 


- - 


- - 


- - - - - - 


- - - - 


( 1) 
कानूनी सलाहकार 


( 2) 
1 


( 4) 


( 3) 
ग्रुप ए 


- - - -- - - - 


200 


150 


चयन पद है अथवा मीधी भर्ती वाले उम्मी - क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों से 
गैर- चयन पद दवारों के लिए प्रायु - अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं 

सीमा 
( 5) 

( 6 ) 
आयु 48 वर्ष से अधिक आवश्यक : 
न हो ( मरकारी किसी राज्य न्यायिक सेवा का कम से 
कर्मचारियों के लिए कम 13 वर्ष की अवधि से सदस्य 

शिथिलनीय ) होना चाहिए । 
नोट : --- प्रायु सीमा निर्धा 

अथवा 
रित करने की वास्त किसी राज्य के न्यायिक विभाग में 
विक तारीख भारत में किसी उच्च पद पर कम से कम 
उम्मीदवारों ( अंड - 13 वर्ष की अवधि तक कार्य किया 
मान एवं निकोबार हो । 
द्वीप समूह तथा 

अथवा 
लक्ष्य द्वीप के उम्मी - कोई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जिसे 
दवारों को छोड़- कानूनी मामलों ( कानूनी सलाह . 
कर ) से आवेदन का कार्य कानून संबंधी मसौदे 
प्राप्त करने की बनाने का कार्य ) का कम से कम 
अंतिम तारीख होगी । 13 वर्ष का अनुभव हो । 

अथवा 
कोई अर्हता प्राप्त कानूनी अधिवक्ता हो । 
नोट : - - 1 . उस अवधि की गणना करते 
समय , जिसके दौरान किसी व्यक्ति 
ने राज्य न्यायिक सेवा में अथवा 
किसी राज्य सरकार के न्यायिक 
विभाग में अथवा केन्द्रीय सरकार के 
अधीन किसी पद पर कार्य किया हो , 
उसमें उस अवधि को भी सम्मिलित 
किया जाना चाहिए जिसके दौरान 
उसने उपर्यक्त किसी पद पर काम 
किया हो अथवा जिसके दौरान वह 

कानूनी अधिवक्ता रहा हो । 
नोट : --- 2. " अर्हता प्राप्त कानूनी 

अधिवक्ता " का अभिप्राय किसी 
ऐसे अधिवक्ता या अभिवक्ता से है 
जिसने इस रूप में कम से कम 13 
वर्ष तक कार्य किया हो , अथवा 
बम्बई या कलकत्ता उच्च न्याया 
लय के किसी ऐसे अटार्नी के रूप में 


760 
- - - - - -- - ------ - 

1 2 


- -- - 


-- - 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10, 1979 / PHALGUNA 19 , 1900 

[ PART II - SEC. 3 (i)] 
-- --- - -- --- - -- - ---- - --- --- - - - -- - -- - --- -- - ---- --- - - - - - - -- - -- - - - - -- - - - - -- - --- --- - - - --- --- -- - -- - - -- ---- --- ---- --- - - - -- -- - -- - - 
3 

5 
- --- ------- - -- - - - ---- - - -- -- --- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 

----- . - -- _ - _ _ 
कम से कम 11 वर्ष तक कार्य किया हो 

अथवा अटार्नी अथवा अधिवक्ता के 
रूप मे कुल मिलाकर कम से कम 11 

वर्ष की अवधि तक कार्यकिया हो । 
नोट: - -- 3 अन्यथा उचित अर्हता 

प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में अह 
नाए मंघ लोक सेवा आयोग के स्व 

विवेक पर शिथिलनीय है । 
नोट : --- 4 यदि चयन की किसी अवस्था 

अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग 
का यह मत हो कि अनुसूचित जाति 
और अनुसूचित जन जातियो के 
उम्मीदवारों के लिए प्रारक्षित 
रिक्तियों को भरने के लिए इन सम 
दायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले 
उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या मे 
उपलब्ध न होने की सभावना हो ना 
अनुभव संबंधी अर्हता इन समुदायो 
के उम्मीदवारों के मामले 
मे मघ लोक सेवा आयोग के विवेक 
पर शिथिलनाय है । 


- - 


- 


- 


--- - - - 


- - 


- 


भर्ती की विधि , सीधी भर्ती द्वारा यदि पदोन्नति प्रतिनियुक्ति यदि कोई विभागीय पदोन्नति परिस्थितियां जिनमे 
या पदोन्नति द्वारा या प्रति- 

गर्नी मोनी दो 
स्थानात्तरण द्वारा भर्ती होनी हो ममिति हो तो उसकी 

ममिति हो तो उसकी भर्ती के लिए मंघ लोक 
नियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति प्रति संरचना क्या है । सेवा आयोग का परा 
विभिन्न विधियो से भरी जाने नियक्ति / स्थानान्तरण किया 

मर्श लिया जाना है 
वाली रिक्तियों का प्रतिशत जाना है 


क्या सीधी परिवीक्षा की अवधि , यदि 
भर्ती के उम्मी - कोई हो । 
दवारों के लिए 
निर्धारित प्राय 
तथा शैक्षिक 
अर्हताएं 
पदोन्नति 
वाले 
उम्मीदवारों 
पर भी 
लागू होंगी 


( 8 ) 


( 9 ) 


- 


- 


- 


___ - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- - -- - 


- 


- 


- 


2 वर्ष 


लागू नही 
होता 


( 10 ) 

( 11 ) 

( 12 ) 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण - - लाग नहीं होता 
द्वारा जिसके न होने पर सीधी केन्द्रीय राज्य सरकारों के 
भर्ती द्वारा । 

अधीन सदश्यों पर काम करने 
वाले अधिकारी अथवा बे 
अधिकारी जो केन्द्रीय न्यायिक 
सेवा के ग्रेड 2 में विभिन्न पदो 
पर कार्य कर रहे हो या केन्द्रीय 
न्यायिक सेवा की ग्रेड III 
के अधिकारी जो उस पद पर 
नियुक्त होने के बाद नियमित 
रूप से इस ग्रेड में 3 साल से 
कार्य कर रहे हो । ( प्रति 
नियुक्ति की अवधि सामान्यत . 
4 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


( 13 ) 
सीधी भर्ती करते समय 

और किसी राज्य 
सरकार के किसी 
अधिकारी को प्रति 
नियुक्ति पर लगात 
ममय संघ लोक 
सेवा आयोग में 
परामर्श लेना पाव 
श्यक होगा । 


- - - 


- - 


[ मं० 78/ ई ( जी० आर० ) 1/ 30 / 1] 

पी० एम० मोहिले , सचिव 


[ATT II- - WUS 3 (i) ] 


# 177 FT 


TA : ATP 10, 1970/ 17 T H 19, 1900 


761 


AAN 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(Railway Board ) 
New Delhi, the 21st February, 1979 


4 . Disqualifications.- - No person , 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living , or 


into 


( b ) who , having a spouse living, has entered 

contracted a marriage with any person ; 


shall be eligible for appointment to the said post; 


G . S . R . 391 . -- in exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution , the President here 
by makes the following rules regulating the method of re 
cruitment to the post of Legal Adviser in the Metropolitan 
Transport Project (Railways ), Calcutta , on the Indian Rail 
ways , namely - 

1. Short title and commencement. - ( 1) These Rules may 
be called the Indian Railways Metropolitan Transport Pro 
ject ( Railways ) , Calcutta , ( Legal Adviser ) Recruitment Rules , 
1978 . 


Provided that the Central Government may, if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and other party to the marriage 
and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette . 

2 . Number , classification and scale of pay . — The number 
of the said post , its classification and the scale of pay attached 
thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule 
annexed to these rules. 


5. Power to relax . -- Where the Central Government is of 
the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may , 
by order for reasons to be recorded in writing and in consul 
ta ion with the Union Public Service Commission , relax any 
of the provisions of these rules with respect of any class or 
category of persons. 


3. Method of recruitment, age limit , qualifications etc . 
The method of recruitment to the said post , age limits , quali 
fications and other matters relating thereto shall be as speci 
fied in columns 5 to 13 of the said Schedule . 


6 . Saving.- - Nothing in these rules shall affect reservations , 
relaxation of age and other concessions required to be provi 
ded for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other 
special categories of persons in accordance with the orders 
issued by the Central Government from time to time in this 
regard . 


Name of post 


No. of Classification 


Scale of pay 


Age limit for 

direct recruits 


Educational and other qualifica 
tions required for direct recruits 


posts 


SCHEDULE 

Whether 

selection 
Post or 
non 
Selection 
Post 


- - 


2 


3 


--- - 


I 
Legal Adviser 


Group A 


Rs. 2000 - 125 /2 - 2250 . Not appli. 

cable . 


OR 


Not exceeding Essential : 
48 years. 

Should be a member of a State 
( Relaxable for Judicial Service for a period of 
Government ser - not less than 13 years. 
vants). 

OR 
Note : - 

Has held a superior post in the 
The crucial date legal department of a State for 
for determining a period of not less than 13 
the age limit years ; 
shall be the clos 
ing date for re - Is a Central Government servant 
ceipt of appli - who has had experience in legal 
cations from affairs (legal advice work /legis 
candidates in lative drafting work ) for not less 
India (Other than 13 years . 
than those in 

OR 
Andaman and Is a qualified Legal Practitioner 
Nicobar Islands Note 1 : - In computing the pe 
and Laksha 

riod during which a 
dweep ) 

person has held any 
office in the State Judi 
cial Service or in the 
Legal Department of a 
State Government or 
under the Central Go 
vernment, there shall be 
included any period 
during which he has 
held any of the afore 
said offices or any pe 
riod during which he 
has been a legal prac 
titioner . 


762 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 10 , 1979 /PHALGUNA 19 , 1900 


[PART 11 -- Sec . 3 ( 1)] 


īža 


4 


5 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Note 2 : The " qualified legal 

practitioners " means 
an advocate or a pleader 
who has practised as 
such for at least thirteen 
years. or an attorney of 
the High Court of Bom 
bay or Calcutta who 
has practised as such 
for at least eleven years 
or has practised as 
such attorney and an 
advocate for a total pe 
riod of at least eleven 

years . 
Note 3 : - Qualifications are re 

laxable at the discretion 
of the U . P . S . C . in case 
of candidates otherwise 

well qualified . 
Note 4 : - The qualification re 

garding experience is 
relxable at the discre 
tion of the U . P . S . C . in 
the case of candidates 
belonging to Scheduled 
Castes and Scheduled 
Tribes if at any stage of 
selection U .P .S . C . is of 
the opinion that suffi 
cient number of candi 
dates from these com 
munities possessing 
the requisite experience 
are not likely to be 
available to fill up the 
vacancies reserved for 
them . 


- - - -- - - - - - - - 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


-- -- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


Whether age and Period of Method of rectt . whether In case of rectt . by promotion / If a DPC exists what is Circumstances 
educational quali - probation , by direct rectt . or by pro - deputation / transfer . grades its composition . in which UPSC 
fications pres - if any . motion or by deputation / from which promotion /depu 

is to be consult 
cribed for direct transfer & percentage of tation /transfer to be made 

ed in making 
recruits will apply the vacancies to be filled 

rectt , 
in the case of pro 

by various methods 
tees 


M 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


Not applicable 


2 years 


Not applicable 


By transfer on deputation , Transfer on deputa ion : 

failing which by direct Officers under the Central/ 
recruitment. 

State Governments holding 
analogous posts or officers 
who are holding different 
posts in Grade II of the 
Central Legal Service or 
officers of Grade III of 
Central Legal Service with 3 
years service in the grade 
rendered after appointment 
thereto on a regular basis . 
( Period of deputation shall 
ordinarily not exceed 4 
years ). 


Consultation 
with the UPSC 
is necessary 
while makirg 
direct recruit 
ment and ap 
pointing an 
officer of a 
State Govern 
ment on depu 
tation . 


[No. 78 / E (GR ) I/ 30 /1 ] 
P . N , MOHJLE , Secy . 


[TTTT II - - EVE 3 ( 1 )] 


HTT7 PTT TETTE : FIL 10 , 1979/% rat 19, 1900 


763 


MINISTRY OF LABOUR 


CORRIGENDUM 
New Delhi, the 22nd February , 1979 
G .S . R . 392 .- In the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour No. G . S . R . 32 , dated the 
16th December , 1978 .published at pages 86 - 87 of the Gazette 
of India , Part II , Section 3 Sub- section (i), dated the 6th 
January , 1979, 

(i) In regulation 2 of the Coal Mines (Amendment) Re 

gulations, 1978, after the words words and figures 


and before the words “ the age of 20 years" " 
insert : " the age of 21 years " , the words and 

figures ; 
( ii) in regulation 4 , in the phrase " for a regulation 108 " 

delete a occurring after for and before regulation 

108 ; 
(iii ) At the end of the notification for the number 
" S . 66012 /3 / 73 -MI” read " S . 66012 / 3 / 74 -MI” . 

[No. S - 66012 /3 /74 -MI] 
MEENA GUPTA , Under Secy. 


1239 GI/78 – 12 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979 


